प्रकाशक मुद्रक 


श्री जयचन्द लाल दफ्तरी उग्रसेन दिगम्बर 
व्यवस्थापक इण्डिया प्रिटर्स 
आदर साहित्य संघ एस्प्लेनेड रोड, दिलली-६ 


सरदार शहर (राजस्थान) 


प्रथम सेस्करण 
अक्तूबर १६५७ 
आदिवन २० १४ वि० 


पुस्तक मिलने का पता 
(१) श्रादर्श साहित्य संघ, सरदार शहर, (राजस्थान) 
(२) सत्यदेव विद्यालंकार ४० ए, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 


हम निराश क्‍यों हों 


पूजनीय भुनिवर आचार्य-श्री तुलसी भारतोय साधु-सन्त-ऋषि- 
परम्परा के पुनीत प्रतीक है। उनका उज्वल चरित्र, उनका तपर्चरण, 
उनका सन्त स्वाध्याय, सेवा-निरत जीवन, उनका निरलसकर्मयोग 
सहस्नावधि व्यक्तियो को सत्प्रेरणा प्रदान करता है। बाल्यकाल से ही 
वे तप, स्वाध्याय और ब्रत मे श्रपना पवित्र जीवन विता रहे है। मेरी 
हृष्टि मे वे महान्‌ सन्त है। ससस्‍्कृत, प्राकृत और पाली के वे उद्भट 
विद्वान है। उच्च कोटि के दर्शन शास्त्री है। उनकी वाणी एक द्रष्ठा 
की वाणी है । उनके शब्द तप पूत है ॥ उनका शरीर, मन और हृदय 
निष्ठामय साधना के अनल से सुस्दात है । 

उनके द्वारा प्रवर्तित अणुक्रत-श्रानदोलन भारतीय समाज को शान्ति- 
मय क्रान्ति का कल्याणकारी सन्देश दे रहा है। श्रमेक नगरों, गाँवों 
झौर जनपदो में आचार्य-श्री के द्वारा उल्माणित मुनिजन भारतीय 
भानव को ऊँचा उठाने का प्रयत्त कर रहे हैं। हमारे देश को आज 
परमपूजाह ऋषिवर सन्त विनोवाभावे और श्रद्धास्पद भुनि श्री तुलसी 
गणी के द्वारा एक अभिनव सन्देश मिल रहा है। यह हमारा परम 
सौभाग्य है कि हमारे वीच आज भी ऐसी विभूतियाँ विद्यमान है। 

हम निराश क्यों हो ? हमारा भविष्य उज्वल है; क्योकि हमारे 
बीच ऐसे सनन्‍्तगण हैं और वे हमे उद्बुद्ध होने का सन्देश दे रहे है। 
आचार्य श्री की तृतीय दिल्‍ली यात्रा का यह विवरण जनता के लिये 
प्रेरणा-प्रद सिद्ध होगा,--ऐसा मेरा विश्वास है। मैं श्रद्धा युक्त हृदय से 
श्राचार्य-श्री के सन्‍्तत चरणुज्ील, तपस्तप्त, हृठ श्रीचरणों मे अपने 
विनम्र प्रणाम अ्रपित करता हूँ । 


५, विडसरः प्लेस, नई दिल्‍ली ) 


१० प्क्‍तूवर १६५७ “-जालक्ृष्ण इर्सा 


आावकथन 


ईसा से २०० वर्ष पहले, की लगभग २२०० वर्ष पुरानी एक 
ऐतिहासिक घटना है। रोसन सम्राट जूलियस सीज्षर मित्र विजय करने 
गये। वहाँ से लौट कर सीनेट से उनको भ्रपन्ती विजय यात्रा की रिपोर्ट 
प्रस्तुत करनी थी। उन दिनों मे सेनापति और सम्राट सीनेट में स्वयं 
उपस्थित होकर अपनी विजययात्राओ का विवरण उपस्थित किया करते 
थे। सम्राद खड़े हो गये श्लौर केवल छोटे छोटे तीन चाक्य बोल कर बैठ 
गये। उन का भावार्थ यह था कि “मे गया, मैंने देखा झौरे मैने जीत 
लिया ।” संक्षिप्त विवरण पर सभी सदस्य स्तम्भित रह गये; क्योंकि 
किसी को भी यह झाज्षा नही थी कि विना किसी युद्ध, संघर्ष श्रथवा, 
प्रतिरोध के मित्र पर इतनी सरलता से विजय प्राप्त कर लो जायगी। 

इतिहास श्रपने को दोहराता है और ऐतिहासिक घटनाओं की पुनरा- 
वृत्ति होती रहती है। वे घटनायें सर्वाज्ञ में एक दूसरे से चाहे न मिलती 
हों, फिर भी उन मे पर्याप्त समता रहती है। उनका क्षेत्र भी बदलता 
रहता है; परन्तु परिणाम उनका एक सा ही होता है। २२९०० वर्ष पुरानी 
उस घदना के प्रकाश में श्रणुत्नत भ्रानदोलन के प्रवर्तक श्राचार्य श्री तुलसी 
की राजधानी की यात्राओ पर यदि कुछ विचार किया जाय तो उनका 
विवरण सहज में जूलियस सोज्षर के शब्दों में दिया जा सकता है । भेद 
केवल इतना फरना होगा कि जूलियस सीजर के उत्तम पुरुष के वाक्यो 
का प्रयोग प्रथम पुरुष में करना होगा । 

श्राचार्य श्री साम्नाज्यवादी राजनीतिक नेता नहीं हैं । जूलियस 
सीज्षर की श्राकांक्षायें उनके हृदय मे विद्यमान नहीं हैं। वे किसी साम्राज्य 


के प्रतिनिधि श्रथवा प्रतीक नहीं है। वे एक धामिक, श्राध्यात्मिक श्रथवा 
सांस्कृतिक महापुरुष श्रथवा धर्मगुरु हैं । सांस्कृतिक चेतना को जागृत कर 
सावव के नवनिर्माण का बीड़ा उन्होंने उठाया है। उनके पास न कोई 
सेना है, न सेन्‍्य सामग्री है और न युद्ध के किसी प्रक.र के आयुघध । 
उनके पीछे कानून या शासन की भी किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं 
है । तन ढकने मात्र के वस्त्र, काष्ठ के कुछ पात्र और स्वयं अपने कन्धों 
पर सम्हाल सकने योग्य स्वाध्याय सामग्री के श्रतिरिक्त उनके पास कोई 
और सांसारिक संग्रह रह नहीं सकता । अपने भोजन को श्रावहयकता 
गोचरी द्वारा इस ढंग से पूरी को जाती है कि उसका श्रतिरिक्त भार 
किसी भी गृहस्थ पर नहीं पड़ना चाहिये । श्रप्ती सर्यादा के अ्रनुसार 
किसी भी गृहस्थ के यहाँ उसकी अस्तुत भोजन सामग्री मे से कुछ थोड़ा 
सा लेकर श्रपनी क्ष॒धा निवृत्ति कर ली जाती है। सायंकाल सुर्वास्त फे 
बाद खाने या पीने का कोई भी सामान श्रपने पास रक्‍्खा नहीं जाता। 
यात्रा भी बिया किसी बाहन व साधन के सर्वथा पेदल की जाती है। 
सासारिक हृष्टि से ऐसे बाह्य साधन सामग्री रहित व्यक्ति “सेनिक 
श्राक्रमण” की कल्पना तो क्‍या करेगा, वह किसी से कोई ज्ञोर ज्बर- 
दस्ती श्रथवा आग्रह भी नही कर सकता । उपदेश करना उसकी श्रन्तिम 
सीमा है । उसको पार कर कोई आदेश देता भी उसका काम नहीं है । 
ऐसे महान्‌ व्यक्ति कौ जूलियस सीज्ञर के साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । फिर भी उनकी धर्म यात्रा किसी भी सेवापति श्रथवा सम्नाद 
को दिग्विजय करने वालो विजययात्राओं से कस महत्वपूर्ण नहों है । 
इसोलिए जूलियस सीज़र के शब्दों को कुछ बदल कर हम आचार्य श्री 
की धर्मयात्राओं का विवरण इन शब्दों में देने का साहस कर रहे हैं-- 


“वे श्राये, उन्होंने देखा श्रौर उन्होंने जीतलिया” 


आचार्य श्री की सात वर्ष पहले की गयी दिल्‍ली यात्र, की तुलना 
यदि तीसरी बार १९५६ के दिसम्बर मास में की गयी यात्रा के साथ 


( ७) 


की जा सके तो सहज में पत्ता चल सकता है कि तब श्रोर श्रब में कितना' 
श्रन्तर है । तब श्रणत्नत आन्दोलन को उपेक्षा, उपहास, निन्‍दा और 
प्रचंड विरोध का सामना करना पड़ा था। उस के प्रति तरह तरह के 
सन्देह एवं आशंकायें प्रकट फी गयीं। उस पर साम्प्रदायिक सकोर्णता, 
घार्मिक गुटवन्दी शौर प्‌जीपतियो का राजनीतिक स्टन्द होने के भ्रारोप 
लगाये गये । परन्तु श्रव १६५६ में उप्तका कसा आश्वातीत स्वागत और 
कल्पनातीत समर्येत किया गया ॥ तव भी कुछ समय बाद उसकी सफलता 
पर लोगों की श्राँखें चोंघिया गयी थीं । बड़े विस्मय के साथ लोगों ने 
देखा था कि प्रत्यन्त प्रवल रूप मे फैले हुए भ्रष्टाचार, भ्रनाचार तथा 
श्रनेतिकता के विरोध में उठायी गयी श्रावात्ञ में कसी दाक्ति है और 
उसके पीछे कितनी बड़ी साधना है। प्राचार्य श्री फी तपःपृत्त वाणी ने 
तथ भी राजधानी को भककोर दिया था झौर भूकम्प झाने पर जैसे पृथ्वी 
दूर-दूर तक डोल जाती है वैसे ही दिल्‍ली को भाकभोरने से पंदा हुई 
हलचल को लहरें न केवल हमारे देश के छोटे बड़े नगरो तक सोमित 
रहो; किन्तु विदेशों तक से उनका प्रभाव दीख पड़ा । लेकिन भ्रव १६५६ 
फो यात्रा के ४० दिलों में व्यापक नेतिक क़ान्ति कौ जो प्रचंड लहरें पैदा 
हुईं, उनसे यह सिद्ध हो गया फि अणुन्नतों मे संसार को हिला देने चाली 
वह दिव्य भ्रणुव्क्ति दिशमात है, जो श्रणु झायुधों फे भ्रभ्िजश्ञाप को 
वरदान में परिणत कर सकती है। अ्रणुत्रतो के इस दिव्य रूप की जो 
छाप राजधानी के भाध्यम से देश विदेश के घिचारको के मस्तिष्क पर 
पड़ी, वह श्राचार्य श्री की इस यात्रा फो सबसे बड़ी सफलता है । इसको 
सभी ने एक मत से स्वीकार किया हैं। यह अवसर भी कुछ ऐसा 
था कि युनेस्को, बौद्ध मोष्ठी तथा जेनच गौण्ठी भ्रादि के सांस्कृतिक 
समारोहो के कारण देशविदेश के कुछ पिशिष्द विचारक राजधानी में 
पहले से ही उपस्थित थे झौर श्चार्य श्री के सन्देश को उन तक पहुँचाने 
के लिए श्रवाघात॒ हो अनृकूलता उपस्थित हो गयी। 

श्राचार्य श्री का यह तीसरी बार का दिल्ली-आगमन यो ही नहीं हो 


( ८ ) 


या था। उसके पीछे यदि कोई आन्तरिक प्रेरणा थी तो बाहरी प्रेरणा 
भी कुछ कम न थी। श्रणुद्रत आन्दोलन के व्यापक नैतिक महत्व को" 
"राजनीतिक क्षेत्रों में भी स्वीकार किया जाने लग गया था । भले ही 
'पहली पंचवर्षीय योजना के निर्माण काल मे नेतिक निर्माण के महत्व 
को ठीक ठीक न आँका जा सका हो; परन्तु दूसरी योजना के निर्माण 
काल से उसकी उपेक्षा नहीं कौ जा सकी । समाजव्यवस्था के लिए 
समाजवादी श्रावर्ग को स्वीकार करने के बाद राजनीतिक नेताशो का 
भी ध्यान देश की श्रस्तव्यस्त सामाजिक स्थिति की ओर श्राकषित होता 
सहज श्र स्वाभाविक था। उन्हें यह अनुभव होने में विलम्ब नही लगा 
कि समस्त सासाजिक बुराइयो का मूलभूत कारण वह श्रनेतिकता है, जो 
हमारे सामाजिक जीवन को भीतर ही भीतर धुत की तरह खाती जा 
रही है । उन्होने यह भी जान लिया कि व्यक्तिगत जीवन के निर्माण 
के बिना राष्ट्र निर्माण के सहान्‌ स्वप्त और सहान्‌ योजनायें पुरी नहीं 
की जा सकतीं । उनके लिए स्वयं राजनीतिक हलचलो से, इस महान्‌ कार्य 
के लिए समय निकाल सकता सम्भव न था। इसी क्रारण उनका ध्यान 
उन विशिष्ट व्यक्तियों की ओर आक्ृष्ड हुआ, जो नंतिक उत्थान श्रथवा 
नैतिक निर्माण के कार्य मे संलग्न थे। आचार्थ-श्री ने पिछले सात झाठ 
वर्षो में दिल्‍ली, पंजाब, राजस्थान, खानदेश, गुजरात, वस्वई, पुना तथा 
सध्यभारत आदि की लगभग बारह पन्द्रहह॒ज्ञार मील लम्बी शंकर दिग्विजय 
की सी जो घर्मयात्राएं की थी उसमे अगुत्नत का श्रसर सन्देश उन्होने घर- 
धर पहुँचा दिया । उसकी गूँज निरन्तर राजघानी में भी सुनी जाती रही 
और यह ऊँचे राजनीतिक क्षेत्रों भे भी स्वीकार किया गया कि श्रणुत्रत्त 
शान्वोलन राष्ट्र निर्माण की सुहढ़ नीव तेयार करने के लिए एक झमोघ 
साधन है । सम्भवतः इसो कारण हसारे महान्‌ नेता प्रधान सन्‍्त्री 
श्री जवाहर लाल नेहरू ने भो आचाये-श्री को दिल्‍ली आ कर उन से 
मिलने का सन्देश सुनि श्री नगराज जी से एक सुलाकात मे निवेदन 
किया था। आचार्य-श्री के दिल्‍ली मे हुए प्रथम पदार्यण के बाद से ही राज- 


(8-2) 


धानी से उनके सुयोग्य दिष्प मुनि श्री बुद्धभलजी और उनके बाद उनके 
विद्वान्‌ श्षिष्य एवं प्रख्नर प्रवक्ता मुनि नगराज जी तथा मुत्रि महेद्न जी 
आदि शअ्णुत्रत के सतत्‌ प्रसार में लगें हुए थे । उनके ही कारण राजधानी 
में आन्दोलन के लिए निरन्तर अनुकूलता पैदा होती जा रही थी । 
उन्होने अ्रणुत्रतों के सन्देश को राष्ट्रपति भवन श्र भसन्त्रियों की फोठियों 
से सामान्य जनों तक पहुँचाने का निरन्तर प्रयत्त किया था । श्रणुत्रत 
आन्दोलन के श्रन्य समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भी यह प्रवल इच्छा 
थी कि आचार्य-श्री को इस महत्वपुर्ण श्रवसर पर राजधानी पधारना ही 
चाहिये; क्योकि वे यहाँ झ्रायोजित सांस्कृतिक श्रायोजनों का लाभ अपने 
इस महान्‌ झ्लान्दोलच के लिए प्राप्त करने की प्रवल इच्छा रखते 
थें। उनकी इच्छा यह थी कि आचार्य-श्री को उर्जन से सीधे दिल्ली 
झ्राकर १९५६ का चातुर्मात राजधानी मे ही करना चाहिये। राजधानी 
के विशिष्ट नेता और कार्यकर्ता भी इसी सत के ये । कांग्रेस महासमिति 
के महा मन्‍्त्री श्री श्री भन्‍तारायण, श्री गोपोनाथ “अ्रमन', श्री मती सुचेता 
क्ृपलानी, डा० सुशीला नेयर, श्री-सतो साविन्नी देवी भिग्रम 
डा० युद्धवीर सिंह तथा ऐसे ही श्रन्य सहानुभाव भी समय समय पर 
श्रपना आग्रह तथा श्रनुरोध प्रकट करते रहते थे । श्राचार्य-भ्री ने दिल्‍ली 
न झा कर सरदारशहर में चातुर्मास करने का निज्चय कर लिया । 
अनेक सज्जनों ने, जिनमें श्री श्री सन्‍वारायण प्रमुख थे, सरवराशहर पहुँच 
कर सार्वजनिक रूप से भी दिल्‍ली पघारने के लिए श्नुरोध किया था । 
चातुर्मास पूरा होने से पहले आचारय-श्री दिल्‍ली के लिए भ्रस्थान नहीं कर 
सकते थे। फिर भी दिल्‍लो प्रस्थान के सम्बन्ध में आचार श्री ने अन्य 
सन्‍्तों से विचार विनिसय करना प्रारम्भ कर दिया और श्रन्त में यह 
निश्चय प्रकट कर दिया कि चातुर्मास पुरा करके दिल्‍ली को प्रस्थान 
किया जायगा । 

श्राचार्य-श्ी ने एक प्रवचन में श्रपनों दिल्‍ली यात्रा के सम्बन्ध से ठोक 
ही कहा था कि मेरी दिल्‍ली यात्रा को लेकर कई लोग भिन्‍न भिन्‍्न 


 , 


अनुमान लगाते है, कई लोगों ने अपनी कल्पना मे इसे अत्यधिक महत्व 
विया है और वे ज्ञायद आपस में बातें करते होंगे कि राष्ट्रपति, पंडित 
नेहरू आदि बड़े बडे नेताओं ने मुझे वहाँ आने का चिमन्‍्त्रण दिया है । 
पर मै यह स्पष्ट कर देता हूँ कि सेरे पास उनका कोई निमन्त्रण नहीं 
है। हाँ, उनकी इस सम्बन्ध मे रुचि अवश्य हैं! मेरा वहाँ जाने का 
उद्देश्य देश-विदेश से आये लोगों से सम्पर्क कायम करना और देहली- 
वासियो की प्रार्थंता को पूरा करना हैं । देहली ग्राजकल अन्तर्राष्ट्रीय 
घटनाओं का केन्द्र बना हुआ है। वहाँ हम अपने शासत की बात को 
प्रभावशाली ढंग से रख सकते है, सुना सकते हैं। वहाँ के देताओ का 
भी खयाल है कि सेरा वहाँ जाना उपकारक हो सकता है। लोगों का 
स्वभाव होता है कि पहले वे बड़ी-बड़ी कल्पनाएं कर लेते है। यह 
आपवध्यक नहीं है कि सारी कल्पनाएँ सही निकलें। फिर अगर कोई 
बात उनकी कल्पना के अनुकूल नहीं निकलती तो दे बड़े हताश हो जाते 
है और उतनी हो अधिक हीन आलोचना कर डालते हैं। ये दोनो बातें 
अच्छी नहीं है । लोगो को न तो पहले अधिक कल्पना हो करनी चाहिए 
और न फिर अषध्कि हताश ही होना चाहिये। मेरी देहलो यात्रा के 
सम्बन्ध में भी, में समझता हूँ सबका दृष्टिकोण संतुलित रहना चाहिये । 
कांतिक पूर्णिमा (१८ नवम्बर) को चातुर्मास प्रा होने पर दूसरे दिन 
१६ नवम्बर को आचार्य श्री ने २३ साधु और सात साध्वियो के साथ दिल्‍ली 
की ओर भ्रस्थान कर दिया और पहले हो दिन १६ मोल का विहार किया 
गया। २०० सोल का मार्ग तय कर के ३० नवम्बर को दिल्ली पहुंचना 
था क्योकि उस दिन यहाँ जेन सेमिनार मे प्रवचन की व्यवस्था की 
जा चुकी थी | प्रतिदिव इतना लम्बा विहार किये बिना लम्बा सार्ग नियत 
अवधि मे पूरा नहीं किया जा सकता था । सुजानगढ़ से मुनिश्री 
सुसेरसल जी तथा छापर से सुत्ति श्री दुलहराज जी को भी ३० नवम्बर 
को दिल्‍ली पहुँचने का आदेश दे दिया गया था। वे भी नियत दिन पर 
यहाँ आ पहुँचे । 


( ११ ) 


विहार की आपबीतो कहानी के लिए सुनि श्री सुखलाल जी के 
शब्दो से अ्रधिक उपयुक्त शब्द नहीं मिल सकते । उन्होने उत्तका चर्णन 
इस प्रकार किया है कि “हमारा सारा समय प्रायः'चलने मे ही बीतंता । 
कभी दो विहार होते, कभी तीन बिहार होते। आराम पूरा कर पाते 
या नहीं कि शब्द हो जाता “संतों तेयार हो जाश्रों” फिर भी जादू यह 
कि किसी को इसकी शिकायत नहीं थी । राज्ि को बैठकर अपने पैर 
अपने श्राप ही दवा लेते और सो जाते । सुबह तक थकान समिट जाती १ 
फिर सुरह बिहार के लिये तंयार हो जाते । कई दिनो तक यह क्रम 
चला । झाखिर औदारिक शरीर पर इसका असर तो आया ही । बहुतों 
के पैर दुखने लगे । कोई बोलता तो गरम पानी लाकर पैर धो लेता 
और कोई नहीं बोलता तो चुपचाप अपनी बहादुरी को छिपाये रहता ॥ 
पर तो भी मानसिक उत्साह मे कोई कमी नहीं भ्राई । रास्ते मे आचार्य 
श्री के परो मे भी दर्द हो गया। दो त्तीन दिन तो बोले नहीं। पर 
आखिर वहु कोई सुई नही थी, जो छपाई जा सके । गति की मन्यरता 
ने यह प्रकट कर दिया कि “आचाएं श्री के पेरो मे भी दर्द है” श्लोर 
उनके जिम्मे और भी बहुत कार्य थे। आये लोगो से मिलना, व्यास्यान 
देना, चर्चा-वार्ता करना झ्रादि। हम चहते थे कि आचार्य श्री विशाम 
करें, पर उन्हें रात को भी देर तक विश्राम मिलना सुश्किल था। हम 
लोग तो कभी-कभी दूसरे कमरे से जाकर आरास भी कर लेते थे, पर 
आचार्य श्री के पास सोने वाले सतो को तो पूरी तपस्या ही करनी 
पड़ती थी । 

तारानगर, राजगढ़ से भिवानी तक बालू का कच्चा रास्ता था। 
सोचा करते--यहाँ चलने भे दिक्कत होती है । श्रागे (सिवानी से बिल्ली ' 
तक) पक्की सड़क आ जायेगी । चलने मे सुगमता रहेगी । कच्चे रास्ते 
में जगह-जगह कांटे आते हैँ, रेत बहुत हैं। जगह-जगह रास्ता पुछुना 
पड़ता है, फिर भी कभी-कभी तो चक्‍कर खा ही लेते थे । ये सब 
दुविधाएँ भिवाती से श्रा्मे. टल जायेंगी । पर चात ' श्रौर ही निकली 8 


( १२ ') 


सर्दी की मौसम थी । सुबह ही सुबह जब पेरो का खून जम जाता और 
सड़क पर चलते तो पैर कट जाते। श्रासपास की पगडडियाँ कंकरीली 
“ और कटीली होने के कारण काम मे नही शझ्रातीं । भ्रत' दिल्‍ली पहुंचते 
पहुँचते पैर लह॒लुहान हो गये । उपचार भी करते, कपडा भी बांघते पर 
२०-२० मील चलने तक उनका क्या पता चलता था, प्रायः फट जाता | 
साथ-साथ सडको पर मोठरों की भरमार रहती । मोटर की श्रावाज 
सुनकर सडक छोड़कर नोचे चलते । मोटर निकल जाने के बाद फ़िर 
सड़क पर आते । एक मोटर जाती कि दूसरी मोदर की आवाज सुनाई 
देती । यही क्रम रहता । 

रास्ते से ग्रामीण लोग खेतो मे काम करते हुये पुछते--कहाँ जाते 
हो? 

हम कहते--दिल्‍ली । 

“चहाँ क्‍या कोई मेला है ?* 

“हाँ, वहाँ सत्सग होगा। दूसरे देशो के वडे-बड़े विचारक श्रभी दिल्‍ली 
आये हुए हैं, उनका मेला है, झ्रतः हम भी उनसे मिलने दिल्‍ली जा 
रहे हैँ 

बहुत से लोग कहते--तुम मोटर से क्यो नहीं बेठ जाते ? तुम 
अपना बोफ खुद क्यो ढोते हो ? तुम्हारे साथ इतनी मोठरें चलतो हैं॥ 
सर्विस भी चलती है, फिर भी तुम इतना दुःख क्यो पाते हो ? कई 
कहते--देखो ये बेचारे इतनों कडकडाती सर्दी में नंगे पैर, नगे सिर, 
अपने कंधो पर बोका लिये क्यो घूमते है ? थे हमारे पास श्राते और 
कहते--श्रभी सर्दी बहुत है । चलो गाँव से हम तुम्हें रोटी देंगे । धूप 
निकलने पर श्रागे जाना । 

बड़े मनोरंजक प्रइन होते। हम उनको सस्मित उत्तर देते हुए झ्रागे 
बढ़ जाते । कई गाँव तो बीच में ऐसे आये, जहाँ श्ञायद जैन साधुओ्रो ने 
कभी पेर भी नहीं रखे थे । हमारा वेष और इतना बड़ा काफिला 
देखकर आदचर्म करते, सक़ुचाते और कही-कहीं अपमान भी करते । 


( ९३ ) 


पर हमें इनकी क्या परवाह थी, अपने रास्ते पर चलते रहते । 

सार्ग में न जाने कितने हदय झाते थे । निरा एकान्त स्थान, शुद्ध 
हवा, दोनो तरफ लहलहाते खेत, भोले-भाले ग्रामीणों के झ;ुंड। जहाँ 
जाते वहाँ सेला सा लग जाता। प्रासीण बच्चे तो आहार भी मुश्किल 
से करने देते । रात को सोने के लिये मकान भी कच्चे मिलते । कही 
स्कूलों में ठहरते तो ऊपर के रोशनदान प्रायः फूटें सिलते। सींद कम 
अपती थी। कपड़े कम थे और नीचे से फर्श दूटा-फूटा होता । दरवाजों 
के किवाड़ भी टूटे रखे रहते। पर इतना होने पर भी कभी मन मे 
विषाद नहीं आया । सबका लक्ष्य थ! दिल्‍ली पहुँचना और परवशता 
तो थी नहों । स्वेच्छा से सब लोगों ने इसे मेला था । श्रतः वियाद को 
बात ही क्या थी 

कुछ भाई वहिन भी इस पेंदल यात्रा मे साथ थे। कुछ श्रावका 
मोटरों पर भी सारी यात्रा मे साथ रहे, परन्तु जो एक बार पेदल चल 
लेता था, वह फिर मोदर पर सवार होना पसन्द नहीं करता था | इस 
प्रकार एक बडी अच्छी टोली बन गई थी । आचार क्रो का विनोदरपूर्ण 
हास्य सभी को निरन्तर स्फूर्त एवं प्रेरणा प्रदान करता रहता था। 
किसी भी व्यक्ति से जब आाचाय श्री यह पूछते कि कहो भाई, थकान 
का क्‍या हाल है तो सहता ही सारी थकान दूर हो जाती और नयी 
स्फूर्ति से श्रमनले विहार के लिए तेयार हो जाते। मार्ण मे श्रनेक गाँवों 
मे श्रद्धालु लोगों ने आचार्य श्री से अपने यहाँ कुछ समय रुकने का 
आग्रह किया; किन्तु निविचित दिल निश्चितत ध्येय पर पहुँचने का संकल्प 
निरन्तर श्रागे बढने के लिये प्रेरित करता रहा श्रौर ऐसा कोई आग्रह 
स्वीकार नहीं किया जा सका। श्रतुरोध करने वाले दिल्‍ली पहुँचने का 
महत्व जानकर स्वयं भी उसके लिए विशेष श्राग्रह नहीं करते थे । दिल्‍ली 
में अगुत्रत श्रानदोलन तथा आचार्य श्री की श्रन्य सांस्कृतिक प्रवृत्तियों 
मैं दिलचस्पी रखनेवाले अनेक आवक श्राविकायें राजघानी के कार्यक्रमों 
में सम्मिलित होने के लिए दूर-दूर से दिल्‍ली आ पहुँचे ये । 


( १४ ) 


शझाचाय श्री के विल्‍लो के अ्रत्यन्त धव्यस्त कार्यक्रमों, आयोजनो, 
अवचनो तथा घुलाकातो का विस्तृत विवरण इस ग्रन्थ से दिया गया 
है । पाठक स्वयं उनके सम्बन्ध मे सम्मति कायम करेगे तो अ्रच्छा होगा। 
फिर भी सक्षेप मे यह बताना श्रावध्यक है कि आचार्य श्री ने अपने इस 
प्रवास मे एक भी समय ऐसा नहीं जाने दिया जब कि कोई न कोई 
कार्यक्रम नहीं होता था और जिज्ञासू अथवा मुमुक्षु लोग आचाये श्री 
को घेरे न रहते 'थे । पेंदल परिश्रमरप करते हुए भी सारी राजधानी का 
मन्थन अ्रथवा विलोडन कर लिया गया। राष्ट्रपति भवन, सन्त्रियों के 
निवास स्थान, संसद सदस्यों के निवासगृह, सार्वजनिक सभास्थल, 
राजघाट, वन्‍्दीगृह, हरिजन बस्ती, दिल्‍ली सचिवालय, न्यायालय, 
विद्यालय तथा ऐसे ही श्रन्य सब स्थान आचाय॑े श्री के शुभ पदापंण से 
पविन्न हो गये और चारो ही ओर कोने-कोने में आ्राचार्य श्री का जन- 
जीवन के नव-निर्माण का सन्देश गूंज उठा । उसकी प्रतिध्वनि से कितने 
ही देश-विदेश के विद्वान, सुमुक्षु यात्री, विचारक, लेखक, पत्रकार, अनेक 
नैतिक व सास्कृतिक आन्दोलनो मे लगे हुये प्रचारक, बौद्ध भिक्षु, यूनेस्फी के 
प्रतिनिधि, राजनीतिज्ञ आचार्य श्री के दर्शन प्राप्त करने और - उनसे 
विचार-विनिमय करने के लिये आते रहे । अ्रंग्रेज, श्रमेरिकन, फ्रांसीसी, 
जमंन, जापानी, तथा श्रीलकावासी विदेशी अच्छी सख्या मे आचार्य श्री 
के सान्निध्य से उपस्थित होते श्रोर चर्चावार्ता के बाद श्रत्यन्त सन्तुष्ट 
होकर लौटते । इन मुलाकातो से विचारों का मन्थन बड़ा ही 
समाधानकारक रहा। पेदल यात्रा के कारण आचायें श्री एक स्थान 
से इसरे स्थान पर अपने सघ के साथ जब विहार करते थे तब जनता श्रद्धा- 
भरी आँखो से स्वागत करती हुई सम्मान के साथ नतमस्तक हो जाती 
थी। चारो शोर राजधानी मे श्राचार्य श्री के नाम की धूम मच गई 
थी। दिल्ली को ककभोर कर आचाय श्री मे उसमे नेतिक “नवनिर्माण 
की जो नवचेतना पैदा की, उसका प्रभाव दूर-दूर तक फैल गया । 

राजधानी के इन दिनो के कार्यक्रमों मे अ्रणुत्नत सेमिनार, अणुव्रत 


( १५ ) 


सप्ताह, चुनाव शूद्धि के लिए प्रेरणा और मेन्नी-दिवस का आयोजन 
प्रमुख थे। अ्रणुत्रत आन्दोलन श्ाचार्य-ओ की प्रसुख देन है, जिसका 
लक्ष्य जत-जीवन का नेनिक नवनिर्माण करना है। आच र्य-श्री के नव- 
निर्माण के अनुसार राष्ट्रनिर्माण का भव्यभवन्र व्यक्तिगत जीवननिर्माण 
की ठोस एवं सुहढ सीव के बिना खडा नहीं किया जा सकता। यह 
आन्दोलन उसी नींव का निर्माण कर रहा है। श्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से 
यह आन्दोलन मानव को सर्वेथा निर्भय बना कर वह अ्रभयदान देना 
चाहता है, जिससे अ्णुआायुघों के तिर्माण की होड़ निरर्थक सिद्ध होकर 
हिसा-प्रतिहिसा तथा घात-प्रतिघात की समस्त दुर्भावनताओ का स्वतः 
भश्रन्त हो जायगा और अत्यन्त दु साध्य प्रतीत होने बाली निःशस्न्रीकरण 
तथा विदवसेत्री श्रादि की समस्त समस्‍यायें सहज मे हल हो जायेगी । 
इसी हेतु श्राचार्य-श्री के दिल्‍ली प्रवास का शुभ श्री गणेश अ्णुक्नत सेमितार 
से किया गया श्रौर दूसरा मुख्य श्रायोजन राष्ट्रीय-चरिन्न निर्याण सूलक 
अणुन्नत चरित्न-निर्माण सप्ताह का रबखा गया, जिसका उद्घाटन सप्रू 
भवन मे प्रधान मन्‍त्री श्री जवाहरलाल चेहरू ने किया था। 

चुनाव सम्बन्धी भ्रष्टाचार और नेतिक पतन हमारे राष्ट्र की प्रमुख 
समस्या बन गये है। उनमे जातिवाद तथा सम्प्रदायवाद का बोलबाला 
है, उससे राष्ट्र के बड़े-बडे नेता भी चिन्ता में पड़ गये हैं। उनके कारण 
पैदा हुई गुद्दुबाजी ने काँग्रेस सरीखी शक्तिशाली संस्था की भी जड़े हिला 
वी है। आचार्य-श्री ने इन सब अनर्थो के निवारण के लिए चुनाव शुद्धि 
के आन्दोलन को रामबाण औषध के रूप मे उपस्थित किया। उसकी 
उपयोगिता को चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन तथा सभी दलों के 
र/जनीतिक नेताओं ने भी स्वीकार किया । उसके सम्बन्ध में तैयार की 
गयी प्रतिज्ञायें यदि कुछ समय पहले उपस्थित की गयी होतीं, तो उचका 
निश्चिचत प्रभ्नाव प्रकट हुए बिता न रहता । फिर भी जो 
विचारात्मक कान्तिकारी प्रेरणा उससे प्राप्त हुईं, वह व्यर्थ नहीं गयी 
और भविष्य में उसके और भी अधिक शुभ परिणास प्रकट होने 


( १६ ) 


निद्िचत है । - 

“सैत्री दिवस” का श्रायोजन राष्ट्रीय की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व 
अधिक रखता है। महात्मागाँधी की एक पथश्रष्ट युवक द्वारा की गई 
निर्मम हत्या सानव समाज के प्रति किया गया एक बहुत बडा अ्रपराध 
है। इसी कारण पारस्परिक भूलो एवं अपराधो की आन्तरिक प्रेरणा 
से क्षमा याचना करने के उद्देश्य से श्रायोजित इस दिवस के कार्यक्रम 
के लिए राजघाट से अधिक उपयुक्त दूसरा रथान नहीं हो सकता था, 
और राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी से अधिक सात्विक दूसरा कोई 
राणनीतिज्ञ उसके उद्घाटन के लिये मिलना कठित था। इस दिवस का 
शुभ आरम्भ इस भावना से किया गया कि प्रतिवर्ष किसी नियत्त दिवस 
पर यदि शुद्ध श्रन्तःकरण से सब लोग एक दूसरे के प्रति किये गये ज्ञात- 
अज्ञात झपराधो एवं भूलों के लिये क्षमायाचता करेंगे तो विश्व का 
वातावरण इस पवित्र भावना से प्रभावित हुए बिना न रहेगा और 
प्रत्येकव्यक्ति-व्यक्ति के रूप मे विश्वमेत्नीके लिए अपनी सामर्थ्य के श्रमुसार 
यह सबसे बड़ी और सबसे अधिक पवित्र भावनासय भेंट दे सकता है। 
इसी कारण राष्ट्रपति ने इस आयोजन का स्वागत करते हुए उसको 
स्थायी बनाने पर ज़ोर दिया। 

आचार्य-श्ी के प्रवचनों मे इस बार एक श्रदुभसुत और अलौकिक 
प्रेरणा निहित थी । उनके उद्गारों से विस्मपजनक आकर्षण पाया गया । 
उनकी तपःपुतत साधता मे दिव्य शक्ति विद्यत्‌ शक्ति के समान विद्यमान 
थी । इसी कारण उनके प्रति बिना किसी प्रयास के अनायास ही छोटे- 
बड़े सभी क्षेत्रों में स्वाभाविक आत्मीयता पेंदा हो गयी ॥ 
हर किसी ने उनको अपना पथ प्रदर्भकक मानव लिया । कआचायें 
श्री का व्यक्तित्व धर्मगुरु के साथ-ताथ जन-नेता के रूप सें भी निखर 
उठा और अ्रणुत्रत आन्दोलन यथार्थ मे जीवन, जागृति, ज्योति, प्रेरणा 
स्फूरत एवं क्रियाशीलता का स्लोत बन गया। ससताचारपत्रो और रेडियो 
विभाग के सहयोग से उसको जो समर्थन सिला, उससे उस के महत्व 


( १७ ) 


एवं उपयोगिता मे चार चाँद और लग गये । 

चालीस दिन के श्रत्यन्त व्यस्त एवं व्यग्र कार्यक्रम से भी आचार्य 
श्री--दिलली की जनता की नैतिक भूख को पुरा नही कर सके । लोगो 
की प्रवल इच्छा थी कि श्राचार्य-श्री को श्रभी दिल्ली से ही कुछ दिन श्रौर 
रहना चाहिये और श्रपने प्रदचनोके लाभ से उसको वंचित नही करना 
चाहिये । पिलानी के उदार-नेता सेठ जुगलकिशोर जी बिड़ला ने 
भी आाचाय-श्री से दिल्‍ली मे कुछ स्थायी रूप से रहने का अनुरोध 
किया था। उत्त अउुरोव मे दिल्ली की जनता की श्राकाँक्षा एवं श्राग्रह 
प्रतिब्वनित होता था, परन्तु सरदार शहर मे साघ महोत्सव के आयोजन 
के कारण श्राचार्य-श्री का राजधानी मे श्रधिक दिन रहना संभव न 
हो सका और दिल्लीवासियो को श्रतृप्त छोडकर आचार्य श्री ७ जनवरी 
को सरदारहनहर के लिए विदा हो गये । लौटते हुए श्राने की 
अपेक्षा विहार मे कठोरता कहीं श्रधिक उम्र हो गयी। वर्षा और 
कुहरे की प्राकृतिक अड़चनो से श्रधिक बडी श्रडचन स्थान-स्थान पर 
रुकने के लिए किया गया लोगो का झाग्रह था। आग्रह टाला जा सकता 
था; किन्तु वर्षा और कुहरे को कौन टालता ? इस कारण होनेवाली 
देरी को विहार की गति बढाकर ही पुरा किया जा सकता था। रास्ते 
में सर्दी का प्रकोप भी कुछ कम न था। आचारय्य॑-श्री ने अपने जीवनकाल 
में पहली वार नांगलोई मे सर्दी के प्रकोप की शिकायत की। प्रात:ः- 
फाल उन्होंने कहा--“आज तो इतनी सर्दी लगो है कि इसके कारण 
रातभर जागरण करना पड़ा । यह पहला ही अवसर है कि इतने लम्बे 
समय तक सर्दो के कारण जागना पड़ा हो । पर यह खेद की बात नहीं 
है। खूब एकान्त का समय मिला। सनन, चिन्तन और स्वाध्याय मे 
खूब जी लगा। ऐसा एकान्त समय मुझे कभी ही मिला करता है, 
क्योकि सारे साधु तो गहरी नींद में सोये हुये थे ।” 

चिन्तन, सनत झौर साधना को यह कंसी ऊँची भावना है ? 

लौटते हुए पिलानी मे जो चार दिन का प्रवास हुआ उसका विवरण 


( (८ ) 


भी इस ग्रन्थ से दिया गया है। पिलानी शिक्षा का एक प्रसुख सांस्कृतिक 
केन्द्र होने के कारण ही नहीं; किन्तु वहाँ जो कार्यक्रम हुए, उनके कारण भी 
पिलानी के प्रवास का विशेष महत्व है । श्राचार्य-श्री ने वहाँ श्रपनें पहले ही 
प्रवचन मेयह महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि हमारा देश केवल कृषि प्रधान 
नही, किन्तु ऋषि प्रधान है और उस के ऋषियों की असर वाणी ने सदा 
ही मानव को सुख शान्ति का आ्रात्मिक सन्‍्देद प्रदान किया है । 


माघ कृष्णा ११ (२६ जनवरी, १६५७) को श्राचार्य-श्री संघ 
सहित सानन्‍द सकुशल सरदारशहर वापिस पधार गये। श्रपनी इस 
धर्मयात्रा के सस्वन्ध मे आचार्य-क्री ने सरदारदाहर में एक प्रवचन से 
स्वय यह कहा--सेरी यह यात्रा श्रत्यन्त आानन्दायिनी रही। इसका 
एक मात्र कारण था---सकल्प की हृढता, और इसी हृढता के कारण 
अनेक बाधाओं के झ्ाने पर मैं भी समभता हूँ कि मेरा प्रत्येक कार्य 
बिल्कुल नियत सम्य पर हु पाया । मैने यहाँ से चलते वक्त संकल्प 
किया था कि मुभे देहली ३० तारीख को पहुँचना है श्नौर ठीक उसी 
दिन वहाँ पहुँच गया । आने का भी मेरा मिडचय इसी प्रकार बिल्कुल 
पूरा हुआ। आप सम्रक्तिये कि इतनी लस्‍्बी यात्रा में घटो की भी देरी 
नही हुई है और यदि ऐसा होता तो सम्भव है मेरे कार्यक्रम मे वाधा 
झा सकती । पर मुझे इसकी खुशी है कि मेरी यात्रा बड़ी आ्रानन्ददायी 


रही । 


इस सफल और आनन्ददायी यात्रा का यह विवरण भी पाठकों 
के लिए वेसा हो प्रेरणादायक एवं स्फूतिदायक होना चाहिए जैसी कि 
आचायं-श्री की वह यात्रा प्रत्यक्ष मे थी। श्राचार्ये-भ्ो के इस दिल्‍ली 
प्रवास से असंदिग्ध रूप मे यह प्रमाणित हो गया कि श्रणुत्नत श्रान्दोलन 
समय को एक प्रबल माँग है और आचार्य-भी ने उसको पुरा करने 
का बीडा उठाकर एक महान्‌ कार्य का सम्पादन किया है। “नहिं 
कल्याण कृत्कश्चिदुदुर्गोित तात गच्छति” की गोता की वाणी अ्रणुत्रत्त 


( १६ ) 


आन्दोलन पर सवा सोलह श्राने चरितार्थ हुई है । उपेक्षा, उपहास, 
निनन्‍दा एवं विरोध को घनों घटा को भेद कर श्रणुत्नत आन्दोलन एक 
निश्चित तथ्य के रूप मे सूर्थ के समान प्रकट हो गया है। श्रत्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि से श्रणुत्रत आन्दोलन में अणुश्नायुधों के प्रतिकार की दाक्ति एवं 
सामर्थ्य अनुभव की जाने लगी है । 

इस ग्रन्थ के सम्पादन कार्य में श्रपने सहयोगी श्री प्रेमचन्द भारद्ाज 
(संयुक्त सम्पादक--“योजना/), श्री बाबू लाल जी शास्त्री, श्री सिद्ध- 
गोपाल जी काव्यतीर्थ और श्री प्रभात कुमार जी जोशी का जो अ्रमुल्य 
सहयोग मुझो प्राप्त हुआ उसके लिए में उनका हृदय से श्राभारी हूँ । 
४० ए हनुमान रोड 


नई दिल्‍ली सत्यदेव विद्यालंकार 
१० अक्तूबर ५७ 


आमार प्रदर्शन 


“तवनिर्माण की पुकार” अणुन्नत-आन्दोलन के प्रव्तंक आचाये श्री 
तुलसी की दिललीन्यात्रा का सक्षिप्त विवरण है, जो आचार श्री के 
प्रेरणादायी सदेशो, दाशैनिक प्रवचनो, देश-विदेश के लब्ध प्रतिष्ठ 
जननेताओ और विचारको के साथ जीचन-निर्माणात्मक तात्विक विषयों 
पर हुए वार्तालापो द्वारा मानव मात्र को चरित्र-निर्माण और अधृयात्म- 
जामृति का सृजनात्मक मार्ग देता है । 

यह विवरण बहुत पहले ही प्रकाशित हो जाना चाहिए था । 
लगभग चालीस दिन के नई दिल्‍ली के प्रवास मे आचार्य श्री के पुण्य 
प्रभाव से राजधानी का कोना कोना प्रभावित हो उठा । इस श्रेरणादायक 
और महत्वपूर्ण विवरण के सम्पादन और प्रकाशन मे सुप्रसिद्ध हिंदी 
पत्रकार और यशदवी लेखक भाई श्री सत्यदेव जी विद्यालंकार ने अपना 
अमूल्य सहयोग देकर आचाये श्री के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति और 
अणुब्रत श्रान्दोलन के प्रेति अपनी अनुरक्ति का एक और सहज व 
स्वाभाविक परिचय दिया है। उनका सहयोग आन्दोलन के साथ उसके 
भारम्भ से ही रहा है । हिन्दी के दाशैनिक कवि आदरणीय श्री बालकृष्ण 
शर्मा ने उपोद्घात लिखने की कृपा की है। मैं दोनो विद्वानों के प्रति 
सविनय आभार प्रदर्शित करता हूँ। 

प्रस्तुत पुस्तक के सुश्‌ खलित प्रकाशन मे चुरू के सहृदय साहित्य 
प्रेमी श्री हिम्मतमल जी, हंसराजजी, अमयसिहजी सुराणा ने स्वर्गीय 
पूज्य श्री तिलोकचन्दजी सुराणा की पुण्य स्मृति मे नैतिक सहयोग के 
साथ आथिक सहयोग देकर अपनी सास्क्ृतिक एवं साहित्यिक सुरुचि 
का परिचय दिया है, यह सबके लिए अनुकरणीय है। मैं आदर्श 
साहित्य सघ की ओर से सादर आभार प्रकट करता हूँ । 

-जयचन्दलाल दफ्तरी 
व्यवस्थापक, आदर्श साहित्य सघ 


कहाँ -- क्या 
हम नराश क्यो हो ? (उपोद्घात)-- 


दार्शनिक कवि श्री बालकृष्ण जी 
शर्मा “नवीन 5 
प्राकक्थन श्री सत्यदेव विद्यालंकार प्र"१६ 
आभार प्रदर्शन श्री जयचन्दलाल दपतरी २० 
कहाँ-क्या २१-२२ 
पहला प्रकरण 
आयोजन २३-१२८ 


बौद्धगोष्ठी २५, प्रेस सम्मेलन ३१, श्रणुत्रत गोष्ठी ३३, राष्ट्रपति 
भवन में ३९, अ्णुत्रत गोष्ठी ४२, अणुत्रत गोष्ठी ५२, राष्ट्रीय चरित्र 
निर्माण मूलक श्रणुत्रत सप्ताह का उद्घाटन ५७, पिद्यार्थी जीवन का 
निर्माण ६५, शान्ति का भार्ग ७०, हरिजन बनाम महाजन ७५, पाप का 
सुधार ७६, महिलाओं का दायित्व ८४, पैसे की भूख ८६, आत्मतत्त्व 
का बोघ &६२, श्राज के व्यापारी €८, चुनावों में चरित्र शुद्धि १०१, 
संस्कृति का रूप १०७, कार्यकर्ताओं का दायित्व १०८, मैत्रो दिवस का 
आयोजन १११, संस्कृत गोष्ठी १२०, साहित्य गोष्ठी १२३, विदाई 
समारोह १२४, पिलानी में संस्कृत साहित्य गोष्ठी १२९५ 


दूसरा प्रकरण 


प्रवचन १२९-१८२ 

श्रमण संस्कृति का स्वरूप १३०, घर्मं व नीति १३४, विद्याष्ययन 
का लक्ष्य १३६, श्रद्धा व आत्सनिष्ठा १४१, सानवधर्म १४३, सच्ची 
भार्थना व उपासना १४७, जीवन की साधना १५०, बोरता की कसौटी 


( २२ ) 


१५३, धर्म का रूप १५५, मेघावी कौन ? १५६, आत्मगवेषणा का 
महत्व १५८, श्रात्मविस्पृति का दुष्परिणम १५६, ऋषि प्रधान देश 
१६९, विद्यार्थी जीवन का महत्व १६३, चिद्यार्थीजीवन का महत्व 
१६२, नैतिकता और जीवन का व्यवहार १७७, श्रध्यापको का दायित्व 
१७८ जैन दर्शन तथा श्रनेकांतबाद १७६ नैतिक निर्माण और जीवन 
शुद्धि १८१ 
तीसरा प्रकररण 

मन्थन श्य३-२५८ 

लंका निवासी बौद्ध भिक्षु १८५, दो जापानी विद्वान १८७, राष्ट्र-' 
कबि १८८, शरीसमती साविन्नी निगम १६०, श्री एलविरा १६२, दलाई 
लामा १६३, बौद्ध भिक्षु १९४, सारल रिआझ्ाममिन्ट के प्रतिनिधि १६८, 
'इंडियन एक्स प्रेस” के समाचार सम्पादक २०१, श्रीमोरार जी देसाई 
२०२, विदेशी मुमुक्षु २०५, प्रधान मंत्री श्री नेहरू २०६, श्री अशोक 
मेहता २११, श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा (पहली बार) २१४, श्री महेन्द्र 
मोहन चोधरी २१५, ग्रू० पी० श्राई के डाइरेक्टर २१६, टाईमुत आाफ 
इंडिया के डिपुटी चीफ रिपोर्टर २१८, श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा (दूसरी 
वार) २२९१, दो जर्मतर सज्जन २२३, अमरीकी महिला जिज्ञासु २२५, 
उपराष्ट्रपति २३०, 'स्टरेठ्स्संच' के दिल्‍ली संस्करण के सम्पादक २३३, 
लोक सभा के अध्यक्ष २३४, राष्ट्रपति के निजी सचिव २३७, हिन्दू 
सहा सभा के अध्यक्ष तथा मंत्री २३८, परराष्ट्र मंत्री २४१, “हिन्दुस्तान 
ठाइम्स' के सम्पादक श्री दुर्गादास (पहली बार) २४२, राष्ट्रकवि २४४, 
चेतिकता के एक प्रचारक २७८; केद्धीय श्रम उपमत्री २४६, हिन्दुस्तान 
टाईम्स के सस्पादक श्री दुर्गादास (दूसरी बार) २५०, राष्ट्रपति २५३, 
फ्रांत के राजदुत २५६ । 


विविध प्रसंग २५६-२७० 
यात्रा विचरण २७३-२७६ 


पहला प्रकरण 


अन्न 


आयोजन (१) वोडगोष्ठ' 
श्रमण संस्कृति का मूल-अहिंसा 


श्रणुश्नत आन्दोलन के प्रवर्तक जैन इ्वेताम्बर तेरापन्ध के आचार्य 
श्री तुलसीगणी अपने ३१ शिष्यो तथा श्रनेक श्रावक श्राविकाओं के साथ 
२६ नवम्बर सन्‌ १६५६ को नई दिल्‍ली के यंग मेन्स क्रिड्चियन एसो- 
सिएदन हाल मे पधारे जहाँ कि बौद्धगोष्ठो का विशेष भ्रायोजन किया 
गया था । श्राचायें श्री के सरदार शहर से दो सौ मील का पैदल प्रवास 
करने के बाद नई दिल्‍ली पधारने पर यह पहला आयोजन था, जिसमे वे 
यात्रा से सोधे सम्मिलित हुए । स्वागत समारोह एवं अ्रभिनन्‍्दन का श्रायो- 
जन नहीं किया गया था, क्योकि श्राचार्य श्री कामकाज के सम्मुख उसको 
कुछ भी महत्व नहीं देते । लम्बी यात्रा के वाद विश्वास करने का प्रदत 
भी काम में जूटने सें बाधक नहीं हो सकता था। फिर भी उपस्थित 
आवक श्राविकाओं ने अभिनन्दनपरक नारों से श्राचार्य श्री का स्वायत 
किया श्रौर वे नारे शीघ्र हो अत्यन्त शान्त एवं गम्भीर वातावरण से 
विलीन हो गये । श्रायोजन के उपयुक्त वातावरण पहिले से ही बना 
हुआ था। झाचारये श्री का पदापंण जमुना मे गंगा के संगम की तरह 
हुआ, जिसमे इतनी बड़ी संख्या में जेन साथु और बौद्ध भिक्षु सम्भवत्तः 
पहिली ही दार सम्मिलित हुए । काषाय (पीताम्बर) वस्त्रधारी धौद्ध 
भिक्षओओं के साथ शुश्रवस्त्रधारी जैन मुनियों का समागम श्त्यन्त भव्य, 
दिव्य, सात्विक एवं मनोमुग्धकारों हृदय उपस्थित कर रहा था । 

श्राचायं श्री के द्वार पर पहुँचते ही जर्मन विद्वान प्रो० हमेन जैकोबी 
के दो शिष्य प्रो० हासनोथ और प्रो० हॉफमेच स्वागत के लिये श्ागे 
श्ाये । वे बहुत देर से बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 


( २६ ) 


भवन में सामने काषाय वस्त्रधारी ससार के विभिन्‍न भागी 
से समागत श्रनेक बौद्ध भिक्षु बठें थे। पीओे राजधानी के सम्माननोय 
लोगो, विदेशी राजइूतो, बूनेस्को काफ्रेन्‍्स मे समागत प्रतिनिधियों, पत्र- 
कारो तथा श्रावक श्राविकाझो से हॉल खचाखच भर गया। नम्मोक्‍्कार 
मन्न का उच्चारण होते ही समस्त लोग खड़े हो गये । 

सुमधुर ध्वनि मे अ्रति श्रद्धालीन उपस्थिति मे नमस्कार मंत्र का 
उच्चारण हुआ। अति जात वातावरण मे प्रो० एम० कृष्ण भुत्ति द्वारा 
आयोजन का उद्देश्य बताये जाने के बाद आचार्य श्री ने श्रपना प्रवचन 
प्रारम्भ करते हुए कहा :--- 

बौद्ध सेमिनार के सदस्यों | भाइयो और बहिनो ! श्राज से श्रभो 
अ्रभो जो राजस्थान से दो सौ मील पेंदल चलकर श्राया हूँ, इसका 
उद्देश्य यही है कि राजधानो से दूर दूर के देशो से झाये हुये विद्वानों से 
विचार विनिमय कर सकूँ। श्राज यहाँ जो बौद्ध ग्रोष्ठी का श्रायोजन 
किया गया है, इसका लक्ष्य भो आपस में विचारों का श्रादान प्रदान 
करना ही है श्रत. उचित है कि मै आ्रापको अपने जैन मुनियों और 
जेन घ॒र्म का परिचय दूँ । 

जैन मुनियों का यह नियम होता है कि वे जीवन भर पैदल यात्रा 
करते हैं। किसी भी भ्रवस्था में भ्रपना बोर श्राप ही उठाते हैं। वे ह 
सधुकरी वृत्ति से घर घर शिक्षा भाँगते हैं। वे उहिष्ट यानी अपने 
लिये बनाया हुआ भोजन नहीं लेते । जैन साधुओ के लिये मास खाना 
सर्वथा च््यं है। भगवान महावीर ने इसका हढ्तापूर्वंक विरोध किया है, 
क्योकि इससे वृत्तियाँ विगड़तो हैं। जैन साधु पाँच भहात्रतो का पालन 
करते हुये जीवन यापन करते हैं, जैसा कि भगवान महावीर ने कहा है :-- 

अहिस सच्चई चर शअ्रतेणम॑ च, 

ततो य वम्भ य परि गाइ च। 
पडिवज्जिया पच सहत्व याईं 
चरेज्ज धम्म जिणदेसियं विड ॥ 


5) 


यह पद्म उत्तराध्ययन सूत्र का है, जिसका उपदेश भगवान महावीर 
ने अपने निर्वाण के श्रत्तिम समय दिया था। 

आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भारत मे एक संस्कृति का 
विकास हुआ था, जिसका नाम था अ्रमण ससस्‍्क्ृति' । जैन और बौद्ध 
उसी एक संस्कृति की दो धारायें है। यद्यपि श्राजोवक आदि और भी 
धाराएँ श्रमण संस्कृति की थी, पर श्राज जेन और बौद्ध ये दो ही धाराएँ 
बच पाई है। श्रमण संस्कृति का मतलब है अपने अहसक श्रम हारा 
जोवन यापन करना । इस हृष्टि से मुझे दोनों धाराश्रो मे बड़ा साम्य 
सालूस होता है। जिस प्रकार श्रहिसा का नाम लेते हो उसके साथ जैन 
और बौद्ध दोनो का नाम याद हो आता है उसी प्रकार भगवान महावीर 
और बुद्ध का नाम अपने श्राप श्रा जाता है। धम्मपद से भगवान बुद्ध ने 
कहा है :-- 

“अहिसा सत्व पाणानां श्ररि योति पबुच्चति ।” 
इसी तरह भगवान महावीर ने कहा है-- 
“अ्रहिसा सत्व भू एसु संजमो ।” 

यह ठीक है कि भगवान महावीर ने अहिसा का सुक्ष्म विवेचन करते 
हुए कहा है---/स्थूल हृष्टि से अहिसा का मतलब प्राणी रक्षा से लिया 
जाता है पर सुक्ष्म दृष्टि से श्रपनी आत्मा को बुराइयो से बचाना ही 
अहिसा है । जो लोग जीवन रक्षा के लिये हिंसा करते हैं, वे तथ्य को 
नहीं जानते । जैसे श्रन्त बचाने की हृष्टि से किया जानें वाला उपवास 
यथार्थ हृष्ठि से उच्च नहीं है, उसी प्रकार प्राणी रक्षा के लिये की जाने 
वाली अ्रहिसा भी उच्च नहीं है। उपवास करने पर श्रन्न तो अपने श्राप 
बच ही जाता है उसी प्रकार जीवन रक्षा तो अहिसा का प्रासंगिक 
फल है। अतएवं भगवान महावोर ने संयम और श्रहिसा को एक ही 
कहा है । 

जातिवाद के विषय मे दोनो ही धाराश्रो मे बडा साम्य है। नैसे' 
महात्मा बुद्ध ने कहा है :-- 


( श८ ) 


न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणों 
कम्मुना वसलो होइ, कम्मुना होति ब्राह्मणों ॥ 
उसी प्रकार भगवान महावीर ने कहा है-- 
“कम्मुणा बह्मणो होड, कम्मुणा होई खत्तिश्रो । 
चहसो कम्मुणा होई, सुद्दो हवई कम्मुणा ॥” 
इसी प्रकार पुनर्जन्म, कर्सवाद आदि में सी दोनो मे बड़ो समानता 
हैं। इसके सिवाय इन दोनो मे भेद भी हैं । जेन घर्म जहाँ कठित चर्या 
को स्थान देता है, वहाँ बौद्ध धर्म मध्यम प्रतियदा को मानता है। 
भगदान महावीर ने केवल कठिन चर्या पर ही जोर नहीं दिया है, ध्यान 
को भी बड़ा महत्व दिया है। उन्होने कहा है--दो दिनो से होने वाली 
शारीरिक तपस्या से जितने कर्म कटते हैं, उतनें चार मिचट के ध्यान 
से कट जाते हैं | श्रत. उन्होने ध्यान पर बड़ा जोर दिया है। मेरी हृष्टि 
मे जेन धर्म आचार और विचार दोनो ही हष्टियो से सध्यस प्रतिपवा हैं । 
विचार की हृष्टि से जेन धर्म अ्रनेकात मे विश्वास करता है और 
झ्ाचार की हृष्टि से अणुत्रत का मार्य भी बताता है, क्योकि महाक्नतो को 
सब पाल नही सकते । यद्यपि विवेचन तो अन्तर हृष्टि से होना चाहिये 
पर आज हमे ससन्वय की बात अधिक देखनो चाहिये । इस प्रकार यदि 
हम समन्वय की तरफ ध्यान रखेंगे तो हमारे पास अहिला एक ऐसा 
तत्त्व हैं जिससे हम संसार का बहुत भला कर सकते है ।” 
प्रो० एम० कृष्णमृरति साथ साथ श्राचार्य श्री के भाषण का श्रंग्रेजी 
से अनुवाद करते जाते थे । 
प्रवचन के बाद प्रो० ग्लासनोय ने अपने विचार प्रकट किये। 
उन्होने बताया कि किस प्रकार उनकी जैन दर्शान से रुचि पैदा हुई। 
अपने द्वारा जेन दर्शन पर लिखी गई पुस्तक की भी उन्होने चर्चा की । 
अर ज आचार्य श्री के गुरु कालगणी और अपने गुरु डा० हमन जैकोबी 
के मिलन को याद कर वे अत्यन्त झनन्दविभोर हो रहे थे कि उन दोनो 
गुरुओं के दोनो शिष्य आज फिर मिल रहे हैं । 


( २६ ) 


जन धर्म और बौद्ध धर्म 


इसके बाद जापान के बौद्ध भिक्षु फ्यूजी ने जापानी भाषा मे अपनी 
प्रसन्‍नता प्रगट की, जिसका हिन्दी अनुवाद उत्तके ही साथो एक भिक्षु 
कर रहे थे । अपने भाषण के अन्त मे उन्होने एक प्रइन आचाये श्री के 
सामने रखा “जब बौद्ध और जैन घममं बहुत कुछ समान है तो फिर बौद्ध 
धर्म की तरह जैन धर्म भी व्यापक पैमाने पर तथा भारत से बाहर क्यो 
नही फैला ? 

आचार्य श्री ने उत्तर देते हुए कहा--पहले बौद्ध धर्म और जैन 
धर्म भारत में बहुत फंले थे, यह बात इतिहास सिद्ध है। पर समय के 
प्रभाव से बौद्ध धर्म विदेशों मे बहुत फैल गय। । इसका कारण है कि 
बौद्ध भिक्षु स्वय विदेशों मे गये और अपने घ॒र्म का प्रचार किया। जेन 
मुनि एसा नहीं कर सके। जिस धर्म के साथु स्वयं उसका प्रचार नही 
करते वह धर्म फंल नही सकता । यही कारण है कि जैन धर्म अपने 
प्रभाव क्षेत्र भारत वर्ष मे हो रहा । अत्यधिक विरोधों के बावजूद भी 
वह भारत में टिका रहा--यह्‌ उसकी विशज्ञेषता है । 


जैन धर्म विदेशों मे नहीं फेल सका, इसका दूसरा कारण हुँ--बौद्ध 
धर्म ने मध्यम मार्ग अगोकार किया झत. चह्‌ जन साधारण के अनुकूल था 
ओर लोगो ने उसे स्वीकार कर लिया । 


जैन धर्म मे भी मध्यम मार्ग का प्रतिपादन है, फिर भी तात्कालिक 
साधुओ द्वारा स्थापित मर्यादाओ के कारण बह इतना कठोर बन गया कि 
हर एक आदमी के लिये उसका पालन करना कठिन हो गया और बहुत 
कम लोग जंन धर्म को अपना सके । फिर भी मुझे खुशी हे कि श्रमण 
सस्कृति के ही एक अंग बौद्ध धर्म का विदेशों मे प्रचार हुआ । दोनो ने 
जातिवाद और ईवैबर कतृ त्व के विरुद्ध श्रपनी श्रावाज उठाई । दोनो ही 
कर्मवादं और पुरुषार्थंवाद को प्रश्नय देते हैं। यह उनमे बडो समानता 
है और यही मेरी खुशी का कारण है । 


( ३० ) 


इस अवसर पर मै एक प्रश्न बौद्ध भिक्षुओ से भी कर लेता हूँ कि 
भारत मे प्रवतित होकर भी बौद्ध धर्म भारत मे श्रपना अ्रस्तित्व क्यो नही 
रख सका ? 

इसका उत्तर भारत के एक बौद्ध भिक्षु महेन्द्र ने दिया। उन्हीने 
कहा--/मुभसे यह प्रइन बहुधा पूछा जाता है और इसका उत्तर मै 
यह दिया करता हूँ कि बौद्ध धर्म का भ्रनुयायी हम उसे मानते हैं, जिसके 
हृदय से भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा हो और यह भी सही है कि कोई 
भो भारतीय ऐसा न होगा, जिसके हृदय मे भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा 
न हो । श्रतः हमारी हष्टि से प्रत्येक भारतीय बौद्ध हैं। शराचरण को 
बात तो यह है कि लोग जितना सदाचरण करते है, वह बौद्ध धर्म की 
शिक्षा के विपरीत तो है नही श्रतः हम उसी को बौद्ध धर्म का आचरण 
व अस्तित्व मान लेते है। 

आचार्य श्री ने कहा--हाँ, मुझे भो लोग बहुघा पूछते है कि जंन 
धर्म के भ्रतुयायी इतने थोड़े क्यों हैं ? मै उन्हें यह उत्तर दिया करता हूँ 
कि जो व्यक्तित सदाचारी और अहिंसा से विश्वास रखने वाले हैं वे सारे 
जैन हैं तो आप जैनो की सख्या थोडी क्यो मान लेते है, वे बहुत है ।” 

मुत्ि श्री नगराज जी ने आचार्य श्री के दिल्‍ली श्राममन पर हर्ष 
प्रकट करते हुए कहा--भगीरथ ने इतनों बडी तपस्या की तो चह 
गया को धरती पर लाने से समर्थ हुआ किन्तु हमारे लिये कितनी 
सौभाग्य की बात है कि बिना परिश्रम किये ही तपस्या की यह गंगा 
स्वय चलकर हमारे घर झा गई। आज मे आचार्थ श्री का जितना 
भो आभार मानूँ, उतना थोडा है। हम आचार्य श्रो का स्वायत क्यो 
करें ? उनकी स्वयं की हृष्टि यह रहतो है कि वे स्वागत नही, काम 
चाहते है। इसलिये हमने आज स्वागत समारोह नहीं रखा। हमे 
श्राचार्य श्री ने यहाँ की रखचाली के लिये भेजा था। श्राज आ्राचार्य श्री 
स्वयं ही पधार गये हैं, वे देख लें कि हमने अ्रपना कत्तंव्य कैसे कितना 
निभाया है । 


आयोजन (२) प्रेस सम्मेलन 


अशुअस्त्र बनाम अणुतषत 


१ दिसंदर १६५६ को प्रेस सम्मेलन का श्रायोजन किया गया था। 
मुनि श्री नगराज जी ने अ्रणुत्तत श्रादोलन तथा उसके प्रवर्तेक 
आचार्य श्री का परिचय दिया। फिर आचार्य प्रवर ने श्रणुत्तत श्रांदोलन 
की नैतिक ऋतिमूलक भावना का विश्लेषण करते हुए उसकी श्राज तक 
की गतिविधि एवं वहुमुखी कार्यक्रमों से प्रेस प्रतिनिधियों को अवगत 
कराते हुए कहा-- 

आज का जन-जीवन समस्याझ्रो से आक्रात है । श्रमीरी और गरीबी 
की समस्या है । शोषक झौर शोषितो की समस्या है, तिस पर भी विश्व 
क्षितिज पर आज श्रणू-श्रस्त्रो की विभोषिका मंडरा रहो है। विभिन्‍न 
राष्ट्रों के पास्परिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं। यह सहा समस्या है । 
श्रणु अस्त्रों के निर्माण और उनके प्रयोगो ने समग्र विद को एकाएक 
मोत के मुंह पर खडा कर दिया है । यह सव क्यो ? यह इसलिये कि 
श्राज का विश्व भौतिक विकास के शिखर पर चढा है ॥ श्राज उसके 
जीवन का भौतिक पक्ष परम पुष्ट है। परन्तु आ्राध्यात्मिक श्र नैतिक 
विकास के श्रभाव में उसकी स्थिति पक्षाघात के ब्रोमार सी होती जा 
रही है ! मानवता भरती जा रही है झ्ौर दानवता पुष्ट होती जा 
रही है । जीवन के वरदान भी श्रभिज्ञाप सिद्ध हो रहे हैं। भारतीय 
चिन्तकों नें श्रध्यात्म और नैतिक सामर्थ्य को बढावा दिया है, परिणाम 
स्वरूप बिह्वव को देवी सम्पदा मिली । पादचात्यो, विजद्येषतः वेज्ञानिको ने 
भूतवाद को बढ़ावा दिया। उसके परिणाम हैं--अणुवम झौर उद्जनवम। 
श्राज को सारी समस्याओ और विभीषिकाओो का समाधान भानव के 
नेतिक उदय मे अ्रंतनिहित है। अ्रणृत्रत आंदोलन नेतिक जागृति का एक 
कऋतिकारी कदम है । वह विश्व मे सुबुप्त नैतिकता को पुनर्जीबित करना 


( ३२ ) 


चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो उद्योगपति मजदूरों का झोषण नही 
करेंगे, भूमिपति किसानो पर बेरहम नहीं होगे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 
प्र बस बरसाने की बात नही सोचेगा और उस नैतिक उदय के नवप्रभात 
में “आत्मवत्सबंभूतेषु--प्राणीमात्र को अपने जंसा समझो” “वित्तेण 
ताण न लभे पमत्ते--धन सम्रह से मनुष्य को त्राण नही मिल सकता”-- 
ये भावनाएँ घट घट मे घर कर जायेंगी । 

श्रणत्रत आ्रावोलन को प्रारंस हुये लगभग ७ वर्ष हो गये। प्रारंभ मे 
वह लोगो को स्फुलिग सात्र लगता था किन्तु अब उसके ज्योतियु ज होने 
में विश्वास जमते लगा है। आदोलन का प्रथम वाधिक श्रधिवेशन सात 
वर्ष पूर्व देहली में हुआ था। ६२१ व्यक्तियों ने चोर बाजारी न करना, 
रिववत न लेना, मिलावट न करना, झूठा तौल माप न करना आदि 
समग्न प्रतिन्नायें लो थी । पत्रकार जगत्‌ ने कलियुग से सतयुग का 
अवतरण' कहकर उस सवाद को अपने मुख पृष्ठ पर स्थान दिया था 
पर साथ साथ यह भी व्यक्त किया गया था कि किसी सतयुग का सुल्योकनत 
तभी होगा, जब वह अपना स्थायित्व बना लेगा। आज मुझे श्राप 
पत्रकारों के बीच यह बताते हुये प्रसन्‍नता होती है कि अ्रणुत्रत आ्रांदोलन 
तब से आज तक विकासोन्मुख है । श्राज समग्र भारतवर्ष मे मेरे सहित 
लगभग ६५० शिणष्प साधुजन, सेकड़ो कार्थकर्त्ता व श्रनेको संस्थायें 
नेतिक जागरण की पुनीत भावनाओं को आगे बढाने सें दत्तचित्त हैं । 
आये दिन नये नये उन्‍्मेष इस दिक्ला में होते जा रहे है । समग्र 
नियस लेने वाले अ्रणु ब्रतियो को संख्या लगभग ४००० है और 
आरकिक नियम लेने वाले सदस्यो की संख्या १ लाखे से भी अधिक है 
विगत दो ब्ष भे मैने विद्यार्थी वर्ग के चरित्र निर्माण की ओर विशेष 
ध्यान दिया । लगभग २ लाख विद्यार्थियों ने साक्षात्‌ संपर्क मे आकर 
नेतिक प्रेरणा प्राप्त को है। सहलो छात्रो ने निर्धारित प्रतिज्ञायें भी लो 
हैं । इसी प्रकार हमारा यह वर्गीय कार्यक्रम सजदूरो, व्यापारियों, 
कर्मचारियों, कंदियो, पुलिस आदि विभिन्‍न वर्गों मे सफलता से चल रहा 


( हे३ ) 


है। आंदोलन के तथा प्रचार के और भी विभिन्‍न कार्यक्रम है। 

अभो मैं कुछ विशेष लक्ष्य से ही देहली श्राया हुँ । भारतवर्ष सदा 
से नैतिक व आध्यात्मिक ज्योति का प्रसारक रहा है । भगवान महावीर 
और बुद्ध का शिक्षा श्रालोक टूर दूर तक समुद्रो पार पहुँचा । श्रभी 
देहली में नया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है । यह बहुत सुन्दर होगा कि 
बाहर से आने वाले लोग भारतवर्ष के नेतिक सदेशो को विदेशों मे 
ले जायें। यह निर्यात सब के लिये हितकर होगा। लगता है भारतवर्ष 
में नैतिक उपदेशो की बहुलता होने के कारण उनका भाव मदा सा होता 
जा रहा है। श्रन्य पदार्थों के निर्यात से जेसे भावो की तेजी श्रा जाती 
है, में सोचता हूँ इस नैतिक निर्यात से देश मे भी उसका मूल्य बढ़ेगा । 
इसी हेतु ता० २-३-४ विसबर को यहा अणुत्रत सेसीनार श्रायोजित फिया 
गया है। श्राज्ञा है भारतवर्ष का यह देश व्यापी आदोलन विदेश से भी 
गति पायेगा, जो कि समस्त मानव जाति के लिये हितकर है । 

प्रवचन के परचात्‌ प्रइनोत्तर हुए। श्रन्त में श्रो छुणनलाल श्ञास्त्री ने 
आभार प्रदर्शन किया। 


आयोजन (3) अरब गोप्टी का प्रारम्भ 


नवानिर्माणा का महान अनुष्ठान 


२ दिसम्बर १६५६ के प्रात.काल यंग सेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन 
हाल मे भ्रणुत्नत गोष्ठी का श्रायोजन किया गया था। आझ्राचाय्ये श्री 
पंचसी समिति से निवुत्त होकर सीधे वहाँ पधारे । 

एक तरफ स्टेज पर गृहस्थ कार्यकर्ता बैठे थे। दूसरी ओर काष्ठ 
यहों पर श्राचार्य श्री तथा उनसे नीचे साधु साध्वीगण बेठे थे। सामने 


( डंडे ) 


देश विदेश के विद्वानू, विचारक, यूनेस्की कान्फर न्‍्स मे श्राये प्रतिनिधि, 
पत्रकार, श्रादोलन में निष्ठा रखनेवाले नागरिकों का विल्लाल जन-समूह 
डपस्थित था। वातावरण बडा गभीर और श्राकर्षक था । 

सर्वप्रथम श्लॉल इंडिया रेडियो दिल्‍ली को म्यूजिक डायरेक्टर 
श्रीमती मुटाठकर ने मगलगान किया । 


आज की समस्याये 


स्वागताध्यक्ष प्रो०ण एम० क्ृष्णमृति के ओजस्वी स्वागत भाषण के 
बाद श्रतरराष्ट्रीय ख़्यात नामा विह्वात्‌ गुनेस्को के डाइरैक्टर जनरल 
डा० लूथर इवेन्स ने गोष्ठी का उद्घाटन किया । 

उन्होने अपने भाषण से कहा--- 

ससार श्राज समस्याओं मे उलभा है। श्रनेक प्रकार की समस्‍यायें 
उसके सामने है । पर श्राइचर्य (कि उन्हें जानते हुए भी हम उन्हें 
सुलझा नहीं पा रहे है। सरकारें भी चाहती हैं कि उनके पारस्परिक 
सबंध कदु न हो, कोई भी झआकसण न करे, पर वे उन्हें सफल करने का 
कोई हल प्रस्तुत नहीं कर सकी है। मनुष्य एक प्रयत्नश्ञील प्राणी है । 
बहू हमेशा से प्रयत्त करता रहा है। हम लोग यूनेस्को के द्वारा शांति के 
अनुकूल वातावरण बनाने की चेष्टा कर रहे है । इधर अ्रणुत्रत श्रांदोलन 
भी प्रशसनीण कास कर रहा है, यह बड़ी खुशी की बात है। सै इसकी 
सफलता चाहता हूँ कि आपका यह सत्कार्य संसार से फैले और जश्ञाति का 
सांग दर्क्षत करे । 


सुख ओर शान्ति का मूल 


आचार्य ओऔी ने अपने आत्मग्राही प्रबचचत से कहा--- 
“मनुष्य का जीवन सरस भी है, नोरस भो है, सुख भी है, दृःख भी 
है, सब कुछ भी है, कुछ भी नहीं है । 
« जीवन कला है। 


( ३५ ) 


नोरस को सरस, दुःख को सुख, कुछ भी नहीं को सब कुछ बनाने 
वाला कलाकार है। 

मनुष्य” कलाकार है । 

कला गृढ की अभिव्यक्ति है। 

गृढ़ को अ्रभिव्यक्त करने वाला कलाकार है, वह गृढ़ से भी गूढ़ है । 

अतिगूढ़ को समभने के लिये पूर्व तैयारी भ्रघिक चाहिये । श्रति 
स्पष्ट से अभिलषित विकास नहीं होता। इन दोनो से परे का मार्ग, 
'ब्रत' है । वह जीवन की कला है! प्रसंयम के घोर श्रधकार मे संयम 
को श्र्धरेखायें भी पथ निश्चित बता देती है । 

घोर हिंसा श्रौर सुक्ष्म अहिसा के बीच फा जो मार्ग है, वही बहुतों 
के लिये शक्‍य है । 

अपरिसित संग्रह और अ्रपरिग्रह के बीच का जो मार्ग है, वही 
बहुतो के लिये है । 

युद्ध और संघर्षमय दुनिया से जीने वाले आहिसा और श्रपरिग्रह 
की लौ न जला सकें--ऐसी बात नहीं है। श्रहिसक होना श्रन्तिम दर्जे की 
चीरता है । हिसक बने रहना पहले दर्जे की कमजोरी है। भय से भय 
बढता है, घृणा से घृणा। ऋरता फा प्रतिफल करता और विरोध का . 
प्रतिफल विरोध है । हिंसा के प्रति हिसा का सिद्धात फलित हो रहा है। 

भयाकुल मनुष्य उन्सुक्त श्राकाश मे सो नहीं सकता । किवाड़ो से 

बन्द मकानों मे और बडे बड़े शस्त्र धारियों के पहरे में सोता हुआ भी 

सुख से नींद नहीं ले सकता । जाति का प्रकाक्ष अ्रभय के सान्निध्य मे 
फंलता है । 

सन और आत्मा को बेचकर शरीर की परिचर्या करने वाले लोग 
सुख के सामने शांति को श्रांखो से ओभल किये देते हैं। सुख शारीरिक 
स्रोतो से उत्पन्त होने वाली अनुभूति है। शांति का प्रतिष्ठान मन और 
आत्मा है। साधारण लोग शाति के लिये सुख को नहीं ठुकरा सकते, 
किन्तु अ्रद्माति पैदा करने वाले सुख से बच तो सकते हैं । 


( ३६ ) 


अद्याति दुःख का कारण है फिर भी सुख के लिये श्रशाति को मोल 
लेने से मनुष्य नही सकुचाता । अंत मे परिणाम दु ख ही होता है । 

शाति के बिता सुख के साधन भो सुख पैदा नहीं करते । ज्याति का 
सुल्य सुख से बहुद श्रघिक है । यही सही समभ है । इसमे बाहरी विकास 
की उपेक्षा भी नहीं है। श्रांतरिक विकास के अभाव से पनपने वाली 
बाहरी विकास की भयकरता या निरकुद्यता भी नहीं है। सुख के साधन 
पदार्थ, उनका संग्रह और उनका भोग हैं। जश्ञाति का साधन संयम या 
त्याग है । 

सग्रह और अशाति का उद्गस-बिन्दु एक है। सामान्य स्थिति से 
वह अभिव्यक्त नहीं होता । संग्रह के बिन्दु इधर रेखा बनाते चलते हैं तो 
उधर अदज्ाति भी समानातर रेखा के रूप मे बढती जाती है। संग्रह की 
भूख सब को है, अ्रशाति को कोई नही चाहता। 

मन को दावातल से डाले और वह जले भी नहीं, यह कंसे होगा ? 

कार्यकारण का सही विवेक किये घिना भटकना नहों मिठेगा । 
दो सी वर्ष पहले की बात है--अ्ाचार्य भिक्षु ने कहा--परिग्रह से धर्म 
नहीं होता | तब यह बहुत अटपटा लगा। 

युद्ध परियह के लिये होते हैं, अणुवम भी उसी के लिये बनते हैं । 

अधिकारों के उप जेब मे क्रता बरतनो पड़ती है। उनकी सुरक्षा के 
लिये और भी अधिक । अधिकार-दान या घन-दान करता का आवरण है। 

शोषण का पोषण करने वाले दानियो को श्रपेक्षा श्रदानी बहुत श्रेष्ठ 
हैं। शोषण न करने वाला स्वयं घन्य है, चाहे वह एक कोौड़ो भी न दे । 

शोषण का द्वार खुला रखकर दान करने वाला, हजारो को लूट 
कुछेक को देने वाला कभो घन्य नही हो सकता । 

* अज्ञाति की जड़ परिग्रह-विस्तार या अ्रधिकार-विस्तार को भावना 
है। दुःख की जड़ अश्ञांति हैं। इसीलिये तो सुख-सवर्धन के हजारो 
वैज्ञानिक उपकरणों के सुलभ होने पर भी सुख दु्लभ होता जा रहा है । 
अभय और ज्ञांति किनारा कसती जा रहो है । मैं श्रधिक गहराई में 


( ३७ ) 


नहीं जाऊँगा । थोड़ी गहराई मे गये बिना गति भी नही है। पेट को 
पकड़े बिना बाहरी उपचार से कुछ बनने का नहीं है । 

सुख के बाहरी उपादानों को बढाने की दिद्या मे श्रणु-युग का प्रवर्तन 
हुआ है । इसमे भयंकरता के दर्शन होने लगे है । श्रणु बुरा नहीं है, वह 
भयंकर भी नहीं है। भय करता मनुष्य मे है। भय से भय आता है, 
अभय से श्रमय । अपने मन से भय को निकाल दीजिये, श्रणु की 
भयंकरता नष्ट हो जायगी । मन मे भय वढता रहा तो श्रणु और अधिक 
भर्यकर वन चलेगा । श्रणु अस्त्र वाले श्रणु श्रस्त्र वाले से नहों घबड़ाते । 
जिनके पास अण अस्नत्र नहीं हैं--वे अणु अ्रस्त्र वालों से डरते हैं। यह 
अणु शौर स्यूल की टक्कर है। सफलता के जमाने से विषमता नहीं हो 
सकती । इसीलिये भय बढ रहा है । श्रणु की टक्कर अणु से होने दीजिये, 
भय रहेगा ही नही । 

स्वूल अस्त्रो से श्रणु-अस्त्रो का प्रतीकार नहीं हो सकता। श्रणु- 
अस्त्र अणु-अ्रस्त्रों के प्रतिकार मे लगेंगे तो दोनो मिट जायेंगे | प्रतीकार 
के दोनो मार्ग गलत हैं । 

श्रणुत्रत संग्रह की प्रवृत्ति को मर्यादा में बाँधता है । श्रघधिकार और 
इच्छायें सिसट कर अपने क्षेत्र मे श्लाजातो हैं, अभय का मार्ग प्रश्स्त हो 
जाता है । अभ्रणुवमों को हतवीर्य करने का यही सरल मार्ग है । 

“अणुत्नतो के हारा श्रणुवसो को भयकरता का विनाश हो, श्रभय 
के द्वारा भय का विनाश हो और त्याग क्रे द्वारा संग्रह का ह्वास हो”, ये 
घोष उच्चतम सभ्यता, संस्कृति श्रौर कला के प्रतोक बनें और इस 
कार्य मे सबका सहयोग जुडे तो जीवन की दिद्व। बदल सकतो है । 

अपनी शान्ति के लिये अणुत्नत अश्रपनाइये, श्रपनो द्यान्ति के लिये 
अभय बनिये, अपनी शान्ति के लिये संग्रह को कम करिये। आपके 
अगुत्रतो की आभा इूसरो को भी आलोक देगी। श्रापका अ्रभय भाव ज्ात्रु 
को भी मित्र बनायेगा । 


आप द्वारा किया गया संग्रह का अ्ल्पीकरण श्रणु-आ्रायुधो के लिये 


( डे ) 


अवनी मौत अप मरने की स्थिति पैदा करेगा। विद्वव के विशिष्ट 
चिस्तकों, लेखको, कलाकारों से जो अपने अपने राष्ट्र की सजीव 
भावनाश्रों के प्रतीक वन कर यहां आये हैं, में हृदय की गहरी संवेदना 
के साथ कहना चहूँगा कि वे जीवन मे “ब्रतो के प्रयोग” को दिल्ला को 
व्यापक बनाने में लगें । हमारे संयम से हमारा हित होगा; दूसरो को 
परणा मिलेगी, थोड़ा-बहुत दृष्टिकोण बदला तो व्यापक हित होगा । 
चहिता, शान्ति और मैत्री के लिये यत्वशील व्यक्ति श्नौर संगठनों के 
सारे निखद्य प्रयत्न श्ृंखलित हो--यह मै चाहता हूँ। राजनीतिक 
दलदन्दी से दुर रहकर विज्ञुद्ध मानवता व भाईचारे की हृष्टि से कुछ 
अन्तर्राष्ट्रीय विवस मनाये जायें । जैसे-- 

(१) प्रहिसा दिवस--नि.द्वस्त्रीकरण का प्रयोग किया जाय । 

/२) सेंत्री दिविसत--अपनी भूलो के लिये क्षमा माँगी जाय और 

दूसरो को उनकी भूलो के लिये क्षमा दी जाय ॥ 

ये समारोह प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं और बिखरे प्रयत्नों को 
सामूहिक रूप दे सकते हैं । मैं भ्रपनी भावना के प्रति सहयोगियों की 
सदभावना के लिये कृतज्ञ हूँ । अहिसः के प्रयत्नो की सफलता 
चाहता हूँ । 





रचनात्मक उपक्रम 

सुनि श्री नगराज जी ने अपणुत्नत आन्दोलन के बारे से अपने विचार 
प्रस्तुत करते हुये वताया-- 

अगुत्रत आन्दोलन ने राष्ट्र मे नेतिक विचार-जागृति का वात्तावरण 
लाने मे उययुक्त भूमिका तेयार को है। व्यक्ति व्यक्ति के जीवन-शोघन 
और चेतिक विकास के साध्यम से इसने जन-जीवन को सही विकास 
की ओर आगे बढ़ने की एक दिशा दी है। यह जीवन-दश्द्धि की सार्व- 
जनीन उुपरेखा को लेकर चलने वाला एक रचनात्मक उपक्रम है, 
सानवता के नव निर्माण के संदेश के रूप में आगे बढ रहा है। वह निर्माण 
चरित्र-उत्थान पर श्राधारित है। 


( ३६ ) 


आ्रत्मवल का स्रोत-श्रणुत्रत 

इडियन नेशनल चर्च बबई के सर्वोच्च श्रधिकारी फादर डा० जें० 
एस० विलियम्न ने, जो स्वयं श्रणुत्रती हैं, जोशीली भाषा मे अपने 
उदुगार प्रगट करते हुये कहा कि अ्रणुत्रत आन्दोलन ने उनमे कितना 
आत्मवल झौोर साहस फूँका है। यूरोप जंसे पक्चिचम के ठण्डे मुल्फो को 
अपनी यात्रा में भो उन्होंने मादक पदायों फो नहीं छुम्ना । इंग्लेण्ड, फ्रांस, 
स्वीडन, रूस श्रादि देशों की अपनी यात्रा के घोच वहाँ फे लोगों को 
कस प्रकार उन्होंने अ्रणुद्रत श्रान्दोलन के आादर्शा से श्रवगत कराया, 
इसका भी उन्होने अ्रपनें भाषण से उल्लेस किया । 

श्रन्त मे भ्रणुद्तत-समिति को ओर से श्री मोहनलाल कठीतिया ने 
समागत सज्जनों को धन्यवाद दिया। इस प्रकार अ्रगृत्नत गोप्ठी की 
पहली दंठक का कार्यक्रम पझ्त्यन्त श्ानन्दोत्साह पूर्ण बातावरण में 
सम्पन हुआ । 


आयोजन (४) सष्टपति मबन में समारोह 


जीवन शुद्धि का महान अनुष्ठान 


आज 2 दिसम्बर १६५६ को सूर्यग्रहण था श्रत* गोचरी प्रथम 
प्रहर मे ही होगई थी शोर गोप्ठी के पश्रतत्तः.कालोन कार्यक्रम के बाद 
आ्राचार्य श्री साधु-साघ्वी एवं श्रावक श्राविकाओं के साथ राष्ट्रपति 
भवन पदथारे। 

राष्ट्रपति जी और श्राचार्य श्री के वीच पन्द्रह मिनट तक एकाँत 
में बातचीत हुई । फिर श्राचार्य श्री श्लौर राष्ट्रपति जी साथ-साथ मुगल 
गार्डन मे, जहाँ झ्ाज का आयोजन रखा गया-था, पघार गये । 


( ४० ) 
भारत की श्राध्यात्मिकता 


पहले आचार्य श्री ने झान्दोलन का परिचय देते हुये अपने भाषण 
से कहा-- 

/ मुभे प्रसन्‍नता है कि भारत के राष्ट्रपति श्रध्यात्म भावना के 
प्रतीक है। भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है और आगे भो मै यह्‌ 
चाहूँगा कि भारत की जो श्राध्यात्मिकता है वह प्रतिदिन बढ़ती जाये । 
इससे साधुश्रो का सहयोग तो है ही, श्रगर नेताओ का सहयोग भी, जैसा 
कि आज है, रहे तो निश्चय हो चहु खूब बढ सकती है। हमारे ऋषियों 
ते कहा है कि राज्यसंपत्‌--यह फोई सर्वोत्तम वस्तु नही है। सर्वोत्तम 
वस्तु है लयस । इसीलिए श्रणुत्नत श्रानदोलन का घोष है--- 'संयमः खलु 
जीवनम्‌” सयम हो जीवन है । वास्तव मे संघ से बढकर और कोई 
धन नहीं है । 

अगुन्रत आन्दोलन के लिये श्राज जनता की भावना बढ़ रही है, 
जैसा कि स्वर राष्ट्रपति जी ने भी कहा था कि श्रव इसे जनता से 
सान्‍्यता सिल गई है और यह उचित भी है। जब तक आन्दोलन को 
जनता से मान्यता नहीं मिलती, तब तक वह फल नहीं सकता । 


आज से ७ वर्ष पुर्वे जब इसका पहला अ्रधिवेशन दिल्‍ली में हुश्ा 
था, तब हमे यह श्राशंका थी कि आन्दोलन मे जाति, देश, घर्मं और 
रंग का कोई भेद न होते हुये भी लोग इसे साम्प्रदायिक मानकर इसमें 
सहयोग देंगे कि नही ? पर राष्ट्रपति जी ने कहा था कि श्रापकी भावना 
सही है श्रतः श्राप काम करते जाइये । लोगो की भावना अपने आप 
बदलती जायगी। हुआ भी ऐसा ही। श्रात्ञ लोग इसे साम्प्रदायिक 
हृष्दि से नही देखते है। यह्‌ देश मे फ़ै रहा है। श्रभी दिल्‍ली श्राने का 
भी हमारा लक्ष्य यही है कि यूनेस्को के अधिवेशन का अवसर उसके 
लिये सर्वथा उचित है । श्रभी यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लोग आये 
हुये हैं। उनके साथ पारस्परिक संपर्क एवं परिचय हो; श्राज का 


( ४१ ) 


राष्ट्रपति भवन का प्रसंग भो इसी उद्देश्य से है। इससे राष्ट्रपति जी 
की अणुन्नत आन्दोलन के प्रति श्रद्धा स्वयं प्रकट हो रहो है। 


श्रानदोलन का प्रभिनन्‍्दन 
राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण से कहा :--- 


पिछले कई वर्षो से अ्रगुत्तत आन्दोलन के साथ सेरा परिचय रहा 
है । शुरूआत में जब कार्य थोडा आगे बढा था, मैने इसका स्वागत किया 
आर अपने विचार बतलाये । जो काम आज तक हुआ है, वह्‌ सराहनीय 
है। में चाहुगा इसका काम देश के सभी वर्गमो से फैले, जिससे सब इससे 
लाभान्वित हो सकें । इस आन्दोलन से हम दूसरो की भलाई फरते हैं, 
इतना ही नहीं, श्रपनें जीवन को भी शुद्ध करते हैं, अपने जीवन को 
बनाते है । संयम की जिन्दगी सबसे अच्छी जिन्दगी है। इसीलिये हम 
चाहते हैं कि सभी वर्गों मे इसका प्रचार हो। सबको इसके लिये 
प्रोत्साहित किया जाये । 

हमारे देश मे कई तरह के लोग हैं। श्रणुत्रत श्रानयोलन का कास 
पहले व्यापारियों मे किया गया। उनकी बुराइयो को टूर करने का 
प्रयत्न किया गया । ज्यो-ज्यो काम बढता गया, दूसरे वर्गों को भी 
लिया गया। श्रभी अभी जंसी मेरी आचाये जी से बात हुई, कुछ झौर 
लोगों से भी काम किया जावेगा । दो तरह के लोग होते हैं--कुछ ऐसे 
जो मामूली तौर से अ्रच्छे होते है, उन्हें श्लौर ऋच्छा बना देना चाहिए ! 
कुछ ऐसे लोग हैं, जो उस तरह के सम्ताज के संपर्क से या जिनको देसी 
हो जिन्दगी रहो है, इससे या दूसरे कारणों से बुराइयो मे पड़े हुए हैं, 
उन्हें सुधारना, ऊँचे रास्ते पर लाना मुश्किल है, पर हम चाहते है उनको 
भी अपने काम के दायरे मे लें और ऐसा श्राचार्य श्री ने विचार 
किया है । 

अन्त मे आपने कहा--“बुराई मत करो, नुद्सान मत करो, 
जिन्दगी को अच्छा रखो/--यह हर कोई कह सकता है; परन्तु केवल 


( ४२ ) 


ऐसा कहने का झसर नहीं पडता । श्रसर केवल उनका पड़ता है, जो 
जैसा कहते हैं, देसा करते भी हैं । इसलिये हमारे आचार्यों का, धर्मे- 
गुरुत्चो का यह काम है कि वे लोगो से उद्बोधन पैदा करें। साधु-समाज, 
धर्मगुरुओ का स्राज, जिनके जीवन में कोई दोष नही है, वे ऐसा कर 
सकते हैं। हारा देश धर्म परायण देश है। सामुली श्रादसी के बजाय 
धर्मगुरु था पर्मावार्य जो कहते है, उसे योग निष्ठा से सुनते हैं। मुझे 
विश्वास है, आपको बात लोग सुनेंगे। इसलिये जब शुरू मे मुझे इस 
आन्दीलत के बारे में मालूस हुआ, मैने इसका स्वागत किया । मुझे यह 
आानकर भौर भी खुशी हुई कि आप इस क्षेत्र को और बढ़ाने के सम्बन्ध 
गे काम कर रहे है। जिन बर्गो मे कोई खास ऐब हो, उन्हें मिटायें, मैं 
धाशा करता हूँ, इसमे आपको सफलता मिलेगी । श्रच्छे कामो में सबका 
सहयोग मिलता है श्रौर मिलेगा । सहयोग के भ्रभाव में काम्त सराब नहीं 
होता । क्रापका कास फले-फूले, श्रागे बढे । सै यह कामना करता हूँ ।” 

सुनि क्री नगराज जो ने भी इस प्रसग पर भाषण दिया। कुमारी 
यामिनी तिलकम्‌ ने ससस्‍्कृत से संगलगान किया। इस प्रकार श्रति 
स्वाभाविक वातावरण से झ्ाज का कार्यक्रम संपन्‍न हुआ । 





आयोजन (५) अशुख्रत गोष्टी 
अखुकत गोष्ठी की तीसरी बेठक 
, नेतिक विकास की महान योजना 


श्रणुद्रत गोष्ठी' का दूसरे दिन का समारोह ३ दिसंबर १६५६ को 
आचार्य प्रवर के साल्निध्य सें हर्ष घिभोर चातावरण में प्रारंभ हुआ । 
बंबई निवासिनी श्रीमती कांता बहिन जवेरी तथा कुमारी इला 


५. ५) 


बहिन जवेरी एस० ए० ने मंगलगान किया । 

श्राज के श्रधिवेशन से मुनि श्रो नथसल जी, हिन्दी जगत के सुप्रसिद्ध 
कवि एवं साहित्यकार, संसत्सदस्य श्री बालकृष्ण छर्मा 'नवीन', राष्ट्र के 
सुप्रसिद्ध समाजवादी विचारक आचार्य जें० बी० कृपलानी, वस्वई की 
भूतपूर्व मेयर श्रीमती सुलोचना मोदी, “जीवन साहित्यां के संपादक श्री 
यदापाल जैन, श्रणुक्रत समिति के श्रध्यक्ष श्री पारस जैन तथा श्री 
छगनला 7 झ्ञास्त्री ने निर्धारित विषय “नैतिक विकास की योजना” पर 
अपने-अपने विचार प्रकट किये । 


नेतिक दौप 


श्री नवीन जी ने श्राचार्य श्री के प्रति अपनी श्रगाघ श्रद्धा व भक्ति 
प्रदर्शित करते हुये कहा--“आचार्य प्रवर का व्यक्तित्व श्रगम्य है। श्राप 
एक भ्रसाघारण व्यक्ति हैं। निरंतर दस दिन के लंबे विहार से श्राप के 
पर छिल गये, यह देखकर मै गद्गद्‌ हो उठा। मन में सहज हो भप्रदन 
उत्पन्त हुआ कि झाखिर आचार्य जी इतना परिश्रम क्यो कर रहे हैं। 
कुछ सोचा, सम्राघान मिला कि महान्‌ व्यक्ति श्रपनें लिये नहीं जीते । 
जन साधारण के हित के लिये उनका जीवन होता है । प्रइन समाहित 
हुआ । 

कल आचायें श्री का भ्रवचन सुनकर मेरे हृदय में श्रद्धा का स्रोत 
वह चला। उनके प्रवबदन मे द्वष्ठा की वाणी सुनाई दी । जो केवल पढ़ 
लेता है, चह ऐसा भाषण नहीं कर सकता, अनुभूति से ही ऐसा बोला 
जा सकता है । साधारण व्यक्ति श्रांखो देखी वात कहता है । इसीलिये 
उसको वाणी का कोई महत्व नहीं रहता । श्रनुभूत वाणी से वेग होता 
है, उसका अ्रसर भी होता है । श्रनुभव तपस्या का फल है । झातार्य श्री 
का जीवन तपस्वी-जीवन है। 

जीवन प्रगति का श्रतीक है। स्थिरता से हास होता है । इसीलिये 
“चरेवेति चरेवेति” का भत्र सामने आया। अगुब्रत प्रगति के साधक हैं। 


( ४४ ) 


वे जीवन मे विकास लाते है, अ्रवरोच नहीं । न्रत छोटे हैं. किन्तु उनमें 
प्रचण्ड शक्ति है। वे जीवन की छोटी-छोटी बातो को भी छेत्ते हैं ॥ इनको 
शब्छी तरह समभा लेने से जीवन “सत्पं शित्रं सुन्दरम्‌” बन सकता है। 

अणुश्नती व्यक्ति सुधार से आगे बढ़ते हैं, उनकी गति में वेग होता 
है। थे रुकते नही, व्यक्ति से समष्टि की तरफ चलते ही जाते हैं । जहाँ 
व्यक्ति श्ौर समष्टि मे सामंजस्य नहीं होता, वहाँ नाजकारी स्थिति पैदा 
हो जाती है । ग्राज के युग मे आचार्य विनोवा भावे तथा शआआचायें श्री 
पुलसी इसी सासंजस्य के प्रतीक हैं। ऐसे नैतिक दीप ससार के तम को 
हरते रहे हैं और हरते रहेंगे ।/ 


भोग बनाम त्याग 


भुनि श्लरी नगमल जी ने अपने भाषण मे कहा--“आज हमारे 
सानमे दो पक्ष है---एक आकर्षण का और इसरा विकर्षण का । जितना 
श्राकर्षण भोग में है, वह त्याग मे नहीं--यह संस्कारों का परिणाम है । 
हिला और भोग के झ्ाकर्षण को प्रभाव शून्य बनाने के लिये श्रमिताभ 
बनना धअ्रत्पेक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिये । घन का ढेर या अधि- 
कारो की आकाक्षाएँ “श्रमिताभा नहीं वना सकती। आत्मा अमिताभ 
है । उसे पाना सहज नहीं । पवित्रता ही उसे प्राप्त करने का साधन है। 
णवित्नत्ता लादी नहीं जा सकती, वह स्वनः झाती है । ब्रतो से जीवन 
अमिताभ बनता है । 

नेतिक उत्थान 


श्रीमतो सुलोचना मोदी ने अपने भाषण मे कहा--“आज देश मे 
नाना तरह के श्रांदोलनो की चर्चा है। कितु कोई भी श्रांदोलन पूर्णतः 
मानव के श्रनेतिक व्यवहारों को नहीं छता। थे एक अंग को छकर 
चलते हैं । श्रणुत्त्त आंदोलन हो एक ऐसा ,आंवोलन है, जो पुर्णतः 
नतिक है। यह नैतिक उत्थान की बातें कहता है । कानून हृदय को नहीं 


( ४५ ) 


छूता । उसकी गति व्यक्ति के ऊपर की तह तक ही होतो है | ब्त्त हृदय 
में घुसते हैं श्लौर चिपक जाते है । 

वाल्य जीवन चस्कारो को ग्रहण करने वाला जीवन होता है । उसे 
हम जिस प्रकार चाहें, उसी प्रकार मोड़ सकते है। मे चाहती हूँ श्राज 
की यह सभा सरकार से यह अपील करे कि ऐसा प्रबंध किया जाए 
जिससे बच्चों को प्रारंभ से ही श्रणुत्रत शिक्षा मिल सके । 


अणुत्रतों की महिमा 


आचार्य जें० बी० कृपलानी ने अ्रपनी विनोदपूर्ण भाषा मे श्रनूठे 
ढंग से भाषण करते हुए कहा-- 

व्रत अच्छे हैं, पर में इनके लायक नहीं । मेरा जीवन राजनीति मे 
रचा-पच! है। घर्म मे निष्ठा श्रवर्थ है किन्तु उसमे सेरा प्रवेश नहीं 
है । मुझे राजनीति से सम्यास ले लेना चाहिये किन्तु मै उसे छोड़ नहीं 
सकता | में मानता हूँ कि न्रतों के बिना दुनिया चल नहीं सकतो | ब्रत्तो 
को त्यागने से सर्वनाश हो जाता है। में व्यक्ति सुधार में विददास नहीं 
रखता । सामूहिक सुधार को सत्य मान कर चलता हूँ । ब्यक्ति सुधार 
की प्रक्रिया मे वह वेग और उत्साह नही रहता, जितना सामुहिक सुधार 
मे रहता हैं। इसके तात्कालिक परिणाम भी लोगो की श्राकृष्ठ कर 
लेते हैं। अगुत्रत श्रादोलच इस दिल्लामे मार्ग सृच्चक बने, ऐसी मेरी 
भावना है । 


सजीव कार्यक्रम 


श्री यदापाल जैच ने अपने भाषण में कहा--शअ्रणुक्रत आादोलन 
हमारी निगाह को बाहर से हटा कर अपने भीतर को ओर देखने को 
प्रेरणा देने का सजीव कार्यक्रम हैं। वेयक्तिक जीवन मे समाये गहरे दोषों 
के परिमार्जज की यह एक सफल योजना है । 


( ४६ ) 


ख्रणुत्रत समिति के श्रध्यक्ष श्री पारस जैन ने श्रपने भाषण मे 
फहा--श्राज हमारा जीवन दुकानदारी का जीवन हो गया है । सर्वत्र हम 
स्वार्थ साधने की घुन में लग रहे हैं। दुकानदारी के स्थान पर मेहसान- 
दारी का, सवार; के बदले निःस्वार्थ का जीवन हमारा बने, अणुत्रत 
झादोलन हमे यह सिखाता है । 


नंतिक प्रगति 


भरी छगनलाल शास्त्री ने अपने भाषण से कहा--यदि जीवन में 
चैतिकता तहीं, सममाचरण नहीं तो कैसा जीवन ! वह केवल कहने भर 
को जीवन है। उसमे सारवत्ता और श्रोज नहीं होता । श्राज व्यक्ति की, 
समाज की, और राष्ट्र को कुछ ऐसी ही स्थिति बनती जा रही है। प्रायः 
सर्वत्र इस और पराड मुखता दिखाई देती है। फलतः व्यक्ति सचाई से 
गिर रहा है, ईसान से हाथ घो रहा है, चरित्र निष्ठा से मुंह मोड़ रहा 
है, केवल भौतिक अभिसिद्धियों की प्राप्ति और स्वार्थ पूति मे 
श्रद्ा वर कर । इसलिये उसका जीवन श्राज ध्वस्त-विध्वस्त है, उसकी 
व्यवहार चर्या और चरित्र के वीच लम्बी दरारें और गहरी खाइयाँ पड़ 
गई हैं, जिन्हें पाटना श्राज श्रत्यन्त श्रावरयक है। जिसके लिये नैतिक 
विकास और चारितज्य जागृति का उज्ज्वल वातावरण श्रपेक्षित है । यह 
कहते प्रसन्‍तता होती है कि श्रणुत्रत आंदोलन नैतिक विकास की एक 
सफल थोजना है। यदि सभ्ताज, राष्ट्र और जनजन ने इसे आत्मसात्‌ 
किया तो यह कहना अतिशयोक्तिपृर्ण बहों होगा कि उसको एक नये 
परिष्कार, झुद्धि और श्ञाति का वरदान प्राप्त होगा ।” 


।.. नेतिक निर्माण का श्रांदोलन 


अंत मे आचारयें प्रवर ने अपने उपसंहारात्मक भाषण में कहा-- 
“अणुव्रतों के प्रति लोगो मे निष्ठा बढ़ रही है । श्रांदोलन के प्रति भाव 
उसड़-उमड़ कर आ रहे हैं -यह शुभ सूचना है । श्राज का जन जीवन 


( ४७ ) 


यह महसुस करने लगा है कि भौतिक सिद्धियाँ ही सब कुछ नहीं हैं । 
इससे परे भी कुछ अमिताभ है, जिसे हमे पाना है। हमें यह नहीं 
सोचना है कि हमारे का (क्रमो मे कितने नेता इकट्ठ होते हैं। हमे यह 
भी नहीं सोचना है कि हमारे कार्यकमो की क्या-क्या प्रशंसायें होती हैं । 
परन्तु हमे सोचना यह है कि हमारे कार्यक्रमों से लोगो को क्या मिलता 
है । हमे यह सोचना है कि हम नेतिक उत्थान में कितने सहायक बन 
सकते हैं। 
मुझे यह देखकर आइचर्य होता है कि अणृत्रत आंदोलन इतता 
सीघा-सादा होने पर भ। लोग इससे दूर रहते है। इसमे श्रपना हित 
जानते हुए भी वे नजदीक नहीं झाते, यह क्यो ? श्रणुत्रती बनने में 
संकोच क्यो ? लोग शायद इसे साम्प्रदायिक समभते हों किन्तु आंदोलन 
के ७ वर्षो के सार्वजनिक कार्यक्रमों से यह भावना भी ढह चुकी है। 
श्रभी कल जब राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी से मिलना हुआ, तब 
श्रॉदोलन के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए उन्होने कहा था कि 
आंदोलन के प्रति शुरू से मेरी विष्ठा रही है ॥ जब कि लोग इसे जानते 
भी नहीं थे, तव से में इसका प्रशंसक रहा हूँ । इसका लगाव किसी 
सम्प्रदाय विज्ञेष से न रहने के कारण ही यह व्यापक बन रहा है, यह 
खुछी की बात है । 
आज राष्ट्र के नेता इसे श्रसाम्प्रदायिक समझने लगे हैं श्रौर इसे 

उचित प्रश्नय भो मिल रहा है। आज का जन-जीवन विषाक्त है--यह 
मैं जानता हूँ । लोगो की दुर्बलताएँ भी मुझ से छिपी नहीं हैं । लोग 
कपायों से मुक्त नहीं हैं । वर्तेमाव स्थिति पर कवि का यह केथन पुरा 
उतरता है कि-- 

“दरघोषग्निना क्रोधमयेन दष्टो, 

दुष्देन लोभाल्य महोरगेण ।॥ 

ग्स्तोभिमानाजगरेण.._ साया-- 

जालेन बद्धोउस्मि कर्य भजे त्वाम्‌ 


( डें८घ ) 


“क्रोध की मग्नि से मादव का हृदय जल रहा है, लोभ को ज्वा- 
लाएं सारे विदेक को भस्ससात्‌ कर रही हैं। सानरूपी श्रजगर सारे 
जीवन को सिगल रहा है श्रौर साया के पेचीदे जाल से फेसा मानव 
छठपदा रहा है ।” 

ऐसी श्वत्था से ब्रतो का पालन संभव नहीं होता--ऐसा लोग 
सोचते हैं। थह नही भूल जाना चाहिए कि ब्रत ही जीवन के प्राण हैं, 
उनके दिन्ा फीलन सुखमय नही बन सकता और जीने की कला नहीं 
श्र सकती, तब तक जीवन “सिट्टी के समान बना रहता है। श्रणुब्रत 
आडालच जीवन को कला सिखाता है। कषायो से मुक्त करना ही उसका 
असुल्ध लक्ष्य है। 

व्रतो से व्यक्ति ऋसनिष्ठ बनता है। श्रम से जीवन हलका महसूस 
होता है। हमारा श्रम मे पूर्ण विव्वास है। अ्रभी-अ्रभी मैं अपने इन 
दिप्यो व साथियो के साथ दो सो मील की पैदल यात्रा करते हुए यहाँ 
आया हूं। मेरे कन्धे खाली थे किन्तु इत साथुओ के कंधे भाराक्रांत थे--- 
फिर भी वे आनन्द का श्रनुभव करते थे । विहार के श्रम से वे थकते 
तही थे। ते श्रम को अपनी साधना का एक प्रमुख अंग समझते है। इस 
कणब्टसय साधना से उन्हें श्रपने लक्ष्य के दर्शन होते हैं। श्रम इनके 
जीवन का श्रविभाज्य अंग है। श्रम हो जीवन है, यह हमारा घोष है। 
परन्तु श्रम सात्विक होना चाहिये, तामसिक नहीं । 

थाज बतो के प्रति लोगो मे निष्ठा बढ़ रही है, यह ठीक है । किस्तु 
जब तक इनका सक्रिय प्रयोग जीवन से नहीं होगा तब तक बुराई मिटेगी 
नहीं । केवल न्रतों की शुणयाथा गा लेने सात्र से कुछ भी बनने का 
नहीं है 

० आर्दीलन विध्व से चल रहे श्रन्य आ्ादोलनों से सर्वथा भिन्‍न 
है। यह नेतिक जीवन के प्रति केवल निष्ठा ही पैदा नहीं करता श्रपितु 
जीवन को नैतिक बनाने की दिकख्ञा में सक्रिय कदम उठाता है। यह 
जीवन को भाराक़ांत नहीं बनाता, भारमुक्त करता है। एक बार इससे 


( ४६ ) 


प्रवेश कर लेने पर व्यक्ति उससे छूटनें का विचार नहीं करता। क्त 
व्यक्ति मे चिपदः जाते हैं। ज्यो-ज्यी श्रद्धा बढती है, त्यो-त्यों जीवन 
ब्रतमय बनता जुतता है। भूदान मे व्यक्ति कुछ भूमि का दान कर अपनों 
जिम्मेवारी से छूट सकता है किन्तु इस श्रांदोलच से वह छूट नही सकता। 
ज्यो-ज्यो समय व्यतीत होता है त्यो-त्यों जीवन मे जिम्मेवारियाँ बढ़ती 
जाती हैं । 

में मानता हैं कि व्यक्ति एकाएक ब्रत्ती नहीं बन सकता, किन्तु गूंगा 
बेटा बाप फो, बाप कहे तो लाखन के श्रनुसार उसके प्रति अपनी भावना 
अ्रच्छी रखे तो श्रचसर पर वह भी ब्रती क्षन सकता है। में सदा शआाशा 
वादी रहा हूँ । श्राज आंदोलन के प्रति सदभावनायें बढ रही हैं तो वह 
दिन भी दूर नहीं, जब कि समस्त वर्यमो मे नीति को प्रतिष्ठा होगी ! 

व्रती बनने मे सकोच नहीं होना चाहिये। जन साधारण के बीच 
ब्रतो को ग्रहण करना लोग भाडम्बर समझते हैं, यह उनकी भूल है । 
जनसम॒ह के बीच किये गये सकत्पो से श्रात्मवल चढ़ता है, जिम्लेवारी 
आरती है--ऐसा मेरा श्रनुभव है । 

श्रणुक्रत-गोष्ठी श्राप को नाना प्रकार के विचार दे रही है । विचारो 
की क्रांति श्राचार को उत्पन्त करती है। अणुत्रतो पर आप विचार करें। 
उसकी भावना को श्रपने मिन्नो तक पहुंचायें श्रौर जीवन को तदनुकूल 
घनाने का प्रयास करें । 


न | 


अगवत गोष्ठी की अन्तिम बठेक 
अहिंसा ओर विश्वशान्ति 


४ टिप्ववर १६४६ को “अणुक्रत गोष्ठी' का श्रतिस दिन का कार्यक्रम 
ध्ा देश विदेश के सम्भ्रात सज्जनो के भ्रतिरिक्त विशेषतः विभिन्‍न 
देगी के पौद्ध भिक्षु उपस्थित थे । पिछले दो दिनो से उपस्थिति श्रघिक 
पी । सामने की पंक्ति से पीतवस्त्रघारी बौद्ध भिक्षु ये और उनके पीछे 
की पक्तियो मे राज्यकर्मंचारी, विश्विष्ठ अ्रधिकारी व दूर दूर से आये 
सज्जन बेठ थे । ह 

परारभ से बंबई निवासी श्री रश्मिकुमार जबेरी ने अ्रणुत्रत प्रार्थना 
का गान किया। आज के लिये निर्वारित विषय था---“अहिंसा और 
विश्वशान्ति/--जिस पर मुनि श्री बुघमल जो राष्ट्र के सुप्रसिद्ध 
विचारक--काका कालेलकर, अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री 
श्रो श्रीमन्‍्तारायण, दिल्‍लो राज्य विधान सभा की भूत पूर्व श्रध्यक्षा 
डा० सुशीला नायर, हिल्‍्दी जगत्‌ से सुप्रसिद्द साहित्यकार श्री जैनेन्र- 
कुमार, प्रोण एम० कृष्ण मूति, ससत्सदस्या श्रीमती सुचेता कृपलानी, 
श्रीमती साविन्नी देवी निगम तया दिल्‍ली के जन सेवी श्री गोपीनाथ 
अमन' ने अपने विचार प्रगट किये। 

काका कालेलकर ने कहा--“असण और भिक्षु शांति-सेना फे सैनिक 
हैं। नैतिक प्रसार और प्रचार के लिये उन्होंने जीवन को जगाया है-- 
यह उचित है। अगुव्रत-आदोलर मे नैतिक विचार क्रांति के साथ साथ 


बोद्धिक श्रहेता पर भी बल दिया गया है--यह इसको श्रपनी 
विशेषता है ।” 


( ५१ ) 


जीवन का श्रांदोलन 

श्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के महामत्री श्री श्रोमन्‍्तारायण ने 
कहा -- 

प्रारंभ से ही मै इस गोष्ठी से शामिल होने की भाषता रखता था, 
किन्तु कार्यवज्ञ भ्रा नहीं सका। श्रणुत्रत श्रादोलन की जबसे मुझे जानकारी 
हुई है, तभी से में इसका प्रशंसक रहा हूँ । इसके संबंध में मेरा श्राकर्षण 
इसलिये हुआ कि यह झ्ादोलन जीवन की छोटी छोटी बातो पर भी 
विशेष घ्यान देता है । बड़ी बातें करने वाले बहुत हैं, किन्तु छोटी बातों 
को महत्त्व देने वाले कम होते हैं । 

यह आंदोलन क़मिक विकास को महत्त्व देता है--यह इसको 
विशेषता है। एक साथ लक्ष्य पर नहीं पहुँचा जा सकता, एक एक कदम 
आगे बढ़ा जा सकता है । श्रभी कुछ दिन हुए में श्रणुत्रत श्रांदोलन के 
सप्तस अधिवेशन मे भाग लेने सरदार शहर गया था। मैने देखा हजारो 
लोग नंतिक ब्रतो को अपनाने के लिये तेयार होते हैं श्रौर श्रपया जीवन 
शुद्ध करते हैं। उन पर ब्रत थोयें नहीं जाते, वे स्वयं अपनी आत्म- 
प्रेरणा से ब्रत प्रहण करते हैं। उनमे जीवन शुद्धि की तड़प मैने देखी । 

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे श्राज पंचशील की चर्चा है। में मानता हूँ कि 
अ्रणुक्तत आंदोलन अपने देश में पंचशील का श्रांदोलन है। इसका जितना 
ज्यादा प्रचार होगा, उतना हो देश का हित सम्भव है । 

डा० सुझीला नायर ने कहा--प्रत्येक व्यक्ति धर्म की दुह्मई देता है 
किन्तु धर्म का श्राचरण नहों करता । मे चाहती हँ--घर्ष के नाम को 
जगह घर्म का काम हो। कानून से सर्वोदिय नहीं हो सकता । ब्रतो से 
ऐसा ही संभव है । कानून से धन छीना जा सकता है प्राइवेट एंटरप्राइज़ 
के बदले स्टेंट एंटरपाइज़ शुरू किया जा सकता है किन्तु सौहाद 
या प्रेस नही पाया जा सकता | श्रणुत्रतों से दोनों साथ साथ सहज 
'मे सघ जाते हैं। 

श्रणुव्रत आदोलन जीवन के भूल्यो को बदलता है | हृदय और बुद्धि 


( #२ ) 
्ड्‌ 
"ये हो, श्राचार श्रौर विच।र का समन्वय हो, कथनी और करनी 


समन्वय हो--यही श्रणुक्नतों का ध्येय है। सेमिनार विचार-विम््न के 
लिये किये जाते हैं । इनसे विचासे मे क्राति श्राता है । विचार जब 
सक्रिय बनते है, तब जीवन प्रशस्त बनता है। 
श्रहिसा की चुनौती 

हिन्दी जगत्‌ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रो जैनेन्द्रकुमार ने अ्रपने 
भाषण से कहा--अ्रहिसा का इतिहास भी हो सकता है श्लौर तत्ववाद भी । 
उसमे मुझे नही जाना हे । इतिहास श्र तत्त्ववाद के माध्यम से देखने 
पर उससे सतचाद आा जाता है। मै ग्रहिसा को समग्र रूप मे, जिसमे 
शक्ति है--चेतना है, देखन। चाहुँगा । आज हिसा की अईहसा के प्रति 
एक चुनौती है । जो (हसा को नहीं मार सकती, वह अ्रहिसा नहीं है। 
जो हिंसा से समझोता करे, उसे मै श्राहिसा नही मान सकता । सिद्धान की 
कसौटी व्यवहार है, जो व्यवहार पर खरा सिद्ध नहीं होता, वह्‌ सिद्धांत 
कैसा ? सुझे यह कहते प्रसन्नता है कि महात्रत् का सार्ग जगत्‌ से एक- 
दम निरपेक्ष नही है, श्रणुत्रत उसका उदाहरण हैं। क्रत जीवन मे किनारे 
जेसे है। यदि नदी के किनारे न हो तो उसऊा पानी रेगिस्तान में सूख 
जाय । किनारे नदी को वाधने दाले नही होने चाहिये वे उसको मर्यादा मे 
रखने वाले होने चाहिये । ऐसे.ही वे किनारे जीवन-चंतन्य को विकास देने 
चाले, और दिशा देने वाले हो सकते है । 

पो० एस० कृष्णमू्ति ने अपने भाषण मे कहा--जो जीवन अ्रहिसा 
से अभिव्याप्त है, वही सच्चा जीवन है। अहिसा की श्रमिव्याप्ति 
जोवन मे श्रात्म चेतना जगाती हे । श्रात्म जागृत व्यक्ति सहजरूप से 
विकारों से परे हो जाता है। 

मुनिश्री बुद्धमल जी ने श्रपने भाषण मे कहा--वह चिहइवय के लिये 
परम हर्ष का दिन होगा, जब वह श्रात्मा से यह जान जायेगा कि हिसा 
के द्वारा उसे कभी ज्ञाति मिलने वाली नही है। ज्ञाति तभी होगी जब. 


( ४३ ) 


वह हिंसा के विरुद्ध कमर कप्त कर उससे मुकाबला लेने के लिये सन्नद्ध 
होगा । 


विद्वशांति का प्रतीक 


संसत्सदस्या श्रोमती साविजी देवी निगम ने कहा--श्रयंबल, सैनन्‍्य- 
बल या विज्ञान के बल पर झ्राज भरत ऊंचा नहीं उठा है। उसकी 
महानता का कारण है संयम की साधना श्राचार्य श्री तुलसी ने जो 
उपक्रम चालू किया है, वह बुनियादी कार्य है, इसकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । भारत भे चलने वादे अन्य आ्रादोलनो ने बुराई को पकड़ा 
अवद्य है किन्तु जड जनके हाथ नहीं झा सकी । आचार्य श्री ने बुराई 
की जड़ को पकड़कर एक विज्ेष काम किया है। यह श्रादोलन विद्व- 
शांति का प्रतीक है, ऐसा मे मानती हूँ श्लौर सबसे यह ग्रपील करती हूं 
कि वे ज्यादा से ज्यादा इसमे सहयोग देकर श्रपने कत्तंब्य का पालन 
करें 

जीवन शुद्धि 

संसत्सदस्या श्रीमती सुचेता कृपलानो ने कहा--श्रणुत्नत श्रांदोलन 
जीवन शुद्धि का श्रादोलन है । जब कार्य श्रौर कारण दोनो शुद्ध होते हैं 
तब परिणाम भी शुद्ध होता है। अ्रगुद्धत श्रादोलन के प्रवर्तक का व उनके 
साथी साधुझो का जीवन शुद्ध है, श्रणुत्रतों का कार्य क्रम भी पवित्र है, 
इसलिये इनके कहने का श्रसर पडता है । 

अगुव्नत ्रादोलन के ज़्त सार्वजनीन है। प्रत्येक वर्ग के लिये इसमे 
व्रत रखे गये हैं ।॥ यह इसकी भ्रपनी विशेषता है । न्नतो की भाषा सरल व 
स्वाभाविक है। अहिसा झ्रादि ब्रतो का विवेचन सामयिक व युगानुकूल 
है। अश्रहिसा की व्याख्या व ब्तो में शब्दों का सकलन मुझे बहुत ही 
प्रभावोत्यादक लगा। फहा गया है--जीव को मारना या पीड़ा पहुँचाना 
तो हिंसा है ही, किन्तु मानसिक असहिष्णुता भी हिंसा है। श्रधिकारों 
का दुरुपयोग भी हिसा है। कम पैसो से अ्रधिक श्रम लेना भी हिसा है, 


( ४४ ) 


झादि आदि । इसी प्रकार प्रत्येक त्रत जीवन को छूते हैं । श्रणुत्रतियों 
का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझ पर आंदोलन क7 फाफी 
झसर है। आचार्य जी का सत्‌ प्रयास सफल हो--यह मेरी कामना है। 

श्री गोपीताथ 'असन' ने अ्रपने भाषण मे कहा--अ्रणुत्नत श्रांदोलन 
व्यक्ति सुधार का श्रादोलन है। व्यक्ति जाति श्रौर राष्ट्र का मूल है । 
व्यक्ति से श्रागें बढत-बढता सुधोर जाति और राष्ट्र को भी श्रपनो 
परिधि से ले सकता है! 


संघम सुख शान्ति का सूल 

आचायें प्रवर ने श्रपने उपसंहारात्मक भाषण से कहा--- 

“प्रकाज्ञ को प्रकाशित करने के लिये दूसरे प्रकाश की श्रावदयकता 
नहीं होती । यदि स्वयं मे प्रकाश नही है तो वह दूसरो को भी प्रकाशित 
नहीं कर सकता । यही “व्यक्तिवादी सिद्धान्त” का श्राधार है। इसका 
फलित यह है-यदि व्यक्ति छुद्ध है तो समाज भी शुद्ध होगा, यदि 
व्यक्ति श्रपवित्र है तो समाज भी अ्रपचित्र होगा । 

“मनस्येक॑ वचस्पेक कर्मंण्येक॑ महात्मनाम्‌” यह सच है। किन्तु 
सभी सनुष्य करके ही कहँ--यह मुश्किल है। जो करता है उसे ही 
कहने का श्रधिकार है, यह एकान्तवाद ठीक नहीं । श्रच्छा उपदेश सबको 
सान्‍य होना चाहिये । हम वीतराग नही, फिर भी उपदेश करते है। सुधर्मा 
स्वासी भगवान की वाणी के आधार पर बोलते थे । उसी प्रकार हस 
वीतराग न होने पर भी बीतराग की वाणी के श्राधार पर बोलते हैं, यह 
अनुचित नही कहा जा सकता । 

आज श्राडम्बर का युग है। प्रत्येक कार्य मे श्राडम्बर दीखता है । 
ब्रतो के पालत मे भी श्राडम्बर दोखता है । इसी श्राश्यय को रपष्ट करते 
हुये एक कवि ने कितना सुन्दर कहा है :-- 

वेराग्य रंगं परिवञ्चनाथ, धर्मोपदेशों जनरज्जनाय 
वादाय विद्याघ्ययन्न च मेड्भूत्‌ कियद्‌ चुवें हारयकरं समीदा ॥ 


( ४५ ) 


लोग विरक्त बनते है इसरो को ठगने के लिये, घामिक उपदेश 
जन-रंजन का साधन बना हुआ है, ज्ञानार्जज वाद विवाद के लिये किया 
जाता है, इससे अधिक हास्थास्पद स्थिति और क्‍या हो सकती है । 

जब तक जीवन-व्यवहार में दम्भ रहेगा, हिंसक वृत्तियाँ रहेंगी, 
तव तक शान्ति का समावेश जोवन सें हो सके, यह कम संभव लगता 
है। शान्ति -अहिसा श्र संयम पर आधारित है। शास्त्रों मे कहा है-- 

हत्य संजए पाय संजए वाय संजय संजई दिए । 

श्रज्भप्यरए सुसभाहि श्रप्पा सुतत्यं च विमाणइ ज्ेंस भिक्‍खु ॥॥ 

हाथ पैरों का संयम, वाणी फा संयम, इंद्रियों का संयम करने वाला 
व्यक्ति और जो अध्यात्म मे लीन रहना है, वही साधु है, महान्‌ है । 
ऐसे व्यक्ति को ही शान्ति प्राप्त होती है । 

संयम झौर अहिसा के श्रादर्श वैयक्तिक जीवन को तो मानते ही 
हैँ, उससे आगे बढ़ कर वे सामाजिक झौर राष्ट्रीय जीवन में भी शान्ति 
का स्रोत्र वहा देते हैं। मेरा विध्वास है कि विववद्यान्ति का इसी प्रकार 
पराडुर्भाव होग।, व फलित होगी । 

श्रणुबम वा हाइड्रोजन वम्र द्वारा ज्ञान्ति चाहने वाले भयंकर श्रजगर 
के मुंह मे हाथ डालकर श्रम्ृृत प्रात करना चाहते हैं । यदि संसार शान्ति 
ओर सुख चाहता है तो उसे श्रणुत्गततो के मार्ग पर ज्ञाना होगा, श्रन्यथा 
वह भटकता ही रहेगा। अच्त से मे आपसे अनुरोध करूँगा कि शाप 
तटस्थ रहकर अपणुतन्नतो पर विचार करें और अपने से उनको धारण करने 
का प्रयास करें । 

अणुत्रत समिति के सन्‍्त्री श्री जयचन्दलाल जी दफ्तरी ने त्रिदिवसीय 
कार्यक्रम का सिहाचलोकन करते हुये सबके प्रति आभार परदर्यान किया । 

झाल इंडिया रेडियो दिल्‍ली के डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री० ए० 
के० सेन तथा उनकी पत्तो श्रीमती आरतीदेवी आ्राचार्य श्री के पास आये 
आऔर नम्नतापुर्वक निवेदन किया कि हम दोनों का नाम अ्रणृत्रतियों को 
सूची मे लिख लीजिये । श्राचार्य पवर ने सहर्ष स्वीकार किया। 


( ५६ ) 


आज का कार्यक्रम बहुत ही प्रभावोत्पादक रहा । अत्यन्त उल्लास 
व उत्माह के साथ कार्य को सम्पन्न होते देख स्थानीय व बाहर से आ्ाये 
हुये कर्मठ कार्यकर्ता हर्ब विभोर हो रहे थे । अपने अश्रथक परिश्र्त के 
सुन्दर परिणाम से वे प्रफुल्लित हो रहे थे । इस फ़रकार अणुन्नरत गोष्ठी 
का त्रिदिवसीय कार्यक्रम सानन्‍्द सम्पन्त हुआ। 


प्रतिक्रिया 


गोष्ठी की चर्चा प्रत्येक क्षेत्र से फैल गई । लोगो ने यह जाना और 
अनुभव किया कि आचार्थ शी तुलसी झ्लाज के युग के महान्‌ व्यक्ति हैं 
जिन्‍्होने श्रपनी साधना के फलस्वरूप अणुन्नत आन्दोलन की देन से 
सानव जाति को छृतार्थ किया है। प्रत्येक वर्ग ने अणुत्रत आन्दोलन के 
कार्यक्रम का हृदय से स्वागत किया । दिल्‍ली के प्रमुख पत्रों ने गोष्डी 
की भूरि-भूरि फशसा की और उसके समाचारों को प्रमुखता दी । 

समाचार पत्रों से प्रकाशित समाचारों को पढ़ कर श्रत्तेक व्यक्ति 
आदोलन से श्रपना सहयोग देने के लिये तैयार हुये और श्ाचार्य प्रवर 
से मिले । 

रेडियो का प्रोग्राम 


४ दिसबर १६५६ को राज्रि को लगभग ८॥ बजे रेडियो प्रोग्राम 
था। श्राल इंडिया रेडियो ने लगभग १५ मिनट तक अणुत्रत गोण्ठो के 
त्रिदिवसीय कार्यक्रम तया राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम की संक्षिप्त राँकी 
प्रसारित की । आँखों देखा हाल इस श्ञीष॑क के श्रन्तगेंत श्री यश्षपाल 
जैन ने प्रायः सभी वक्ताओ के भाषण का सार दिया । 


आयाजन (७) राष्ट्रीयचरित्र निमाण-मूलक अगुब्नत सप्ताह 
समग्र मवन में प्रधान मंत्री श्री नेहरू 
दारा उद्घाटन 


१३ दिसम्बर की दुपहर को ३ बजे ' राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण मुलक 
अणुन्नत सप्ताह का उद्घाटन प्रधान संत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के 
हाथों से सम्पन्न होने वाला था। आचार्य श्री २-४५ बजे ही समप्रूभवन 
पघार गये थे और सत्र्‌ भवत का हाल श्रोताओ्रों से खचाखच भर 
चुका था । भवन के बाहर साधुओं की हस्त निर्मित वस्तुओ की एक 
प्रदर्शनी सी की गईं थी, जिसमे सब वस्तुएं व्यवस्थितरूप से रख दी 
गई थी। आचार्य श्री वहाँ ही टहर गये । थोडी ही देर मे पंडित जी भी 
आ पहुंचे । उन्होंने साधुओ्रो की नि्सित सब वस्तुझो को बड़े ध्यान से 
देखा, सुक्ष्माक्षर-पत्र को बहुत ही श्रधिक ध्यान से देखा श्लोर कहा कि 
यह बड़ा अवृभुत और झाइचर्यंजनक है । इसमे एक इच सें देसी कलम 
से १४०० अ्रक्षर लिखें गए थे । फिर शआाचाये श्री और पडित जी साथ- 
साथ हाल मे पघारे | सीढ़ियाँ आने पर पडितजी ने आगे चलने का 
इशारा करते हुए कहा--आप चलिये । आ्राचा्य श्री स्टेज पर बिलछे छोटे 
से पाट पर बंठ गये । नेहरू जी पास से बिछी हुईं गद्दी के एक कोने पर 
बेठ गए । 

श्रीमती कान्ता बहिन जवेरी तथा कु० इला वहिन जबेरी द्वारा गाये 
गए मंगल-गान से कार्यक्रम शुरू हुआ । अणुत्रत ससिति के मंत्री श्री 
जयचंदलाल दफ्तरी ने स्वागत भग्षण किया । श्री सोहनलाल 
कठौतिया ने प्रधान मन्नी को खादी की माला पहनाई । 


( *॥८ ) 
उद्घाटन भाषण 


भारत के प्रधान सत्री -पं० जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन भषषण 
करते हुए कहा--“आचायें जी ! भाइयो तथा बहनो ! श्रपने सामुली 
कर्तव्य को छोड़ कर भी मै यहाँ आ्राया हूँ। यद्यपि मै कल भारत से चला 
जाने वाला हूँ फिर भी सुभो यहाँ आना उचित मालूम हुआ । मैने यह 
क्यो किया ? कुछ सहीने पहले मेरा मुनि नगराज जी से मिलना हुआ 
था। दो चार दिन हुए आचाये जी से भी मिलने का अवसर सिला। 
उन्होने मुझे अ्रणुक्रत श्रांदोलन का हाल बताया । मुझे वह “कास उचित 
लगा, इसलिये मैने यहाँ श्राना स्वीकार कर लिया । यद्यपि हमारा और 
आचार्य जी का काम का रारता अ्रलग-श्रलग है, पर कभी'कभी अलग- 
अलग रास्ते भी मिल जाते है, श्रौर वास्तव मे ही एक दूसरे को 
सहायता के बिना संसार का काम चल भी नहों सकता। ससार में 
अनेक लोग अनेक प्रकार से श्रमेक काम करें, तव ही सारा कास चल 
सकता है ॥ पर ससार में इतने कुछ काम होते हुए भी कुछ बुनियादी 
बातें होती हैं, जो सभी देश, सभी समाज श्रौर सभी व्यक्तियों के लिए 
आवश्यक हैं । हम इतिहास से देखते है कि संसार से अनेक वार उत्थान 
और पतन श्राये हैं। पर हजारो वर्षो की इन बातो मे हम अ्रधिक को 
'भूल जाते हैं । कुछ लोग श्रपने समय में भी हुये हैं और उनकी व्गत 
आज भी सुनी जाती है । वे लोग स्वयं तो श्रच्छे मार्ग पर चलते ही है 
पर दुप्तरों को भी अच्छा रास्ता दिखाते हैं । 

कुछ लोग स्वयं को एक गज से तथा देश व समाज को दूसरे गज़ 
से मापते हैं। जब गाघी जी राजनीति मे आये तब उन्होने कहा--ध्यक्ति 
और समाज को एक ही गज से भापना चाहिये | यह ठीक ही थ । 
उन्हो ने स्वयं श्रच्छे रास्ते पर चलकर इूसरो को भी उस पर चलाने का 
प्रयत्न किया। उन्होने स्वराज्य-श्रानदोलन मे भी इस बात को लिया और 
अपने विचार जनता में फैलाये। इससे कुछ सुधार हुआ उन्होने 


( १९ ) 


अहिसात्मक आन्दोलन से देश की ताकत को बढ़ाया और हमारी विजय 
हुई । वह विजय बदले की भावना पैदा किये बिना हुईं । 

दुनियां के इतिहास में हम देखते है कि जो ह/रता है वह बदला 
लेना चाहता है, श्रौर ताकतवर वन कर वह वापिस विजयी पर हसला 
कर देता है। वह हार का फिर बदला लेना चाहता है। इस प्रकार यह 
लड़ाई चलती रहती है भश्रौर शान्ति नहीं होती । श्राज दुनियां की शक्ति 
इतनी बढ़ गई है कि चह खत्म हो सकती है । इससे दुनियां को श्राँखें भी 
खुल गई हैं। वह देखती है कि श्रगर कहीं भी शक्ति काम मे श्राई तो 
सारा संसार इमशान हो जायेगा । वास्तव सें हो हथियारों से शान्ति 
पेदा नही की जा सकतो । * 

इसीलिये “यूनेस्को” के विधान में कहा गया है--लड़ाई लोगो के 
दिमागों मे पैदा होती है। गाधीजी ने भी कहा था--तलवार हमारे 
दिमाग में है, उस्ते निकालो श्रीर कादो। इन बाहर की तलवारों से 
शान्ति होने वाली नहीं है । 

देश क्या है ? बहुत से व्यक्तियों का सम्‌ हू । जैसे चहाँ के लोग होगे 
वैसा ही वह देश होगा, उससे दूसरा नहीं हो सकता। देश मे यदि 
व्यक्ति ऊँचे होंगे तो देश भी ऊँचा होगा। एक व्यक्ति भी अच्छा होगा तो 
उसका श्रसर दूसरे पर पड़ेगा। श्रतः हम ऐसा वायुमंडल पैदा करें कि 
देश के सारे लोग श्रच्छे हों, देश अपने श्राप श्रच्छा हो जायेगा । " 

आज देश के सामने बड़े-बड़े काम हैं, उनसे सफलता तभी मिल 
सकती है, जब देश का चरित्र-वल श्रच्छा हो, वह कानून से नहीं बन 
सकता | हाँ, रास्ता ज़रूर बनता है। अतः घूम फिर कर बात चही श्रा 
जाती है कि देश की जनता का चरित्र कैसा है ? हम बहुत दिनो तक 
दूसरों को धोखा नहीं दे सकते । किसी को एक दिन घोखा दिया जा 
सकता है पर हमेशा नही शिया जा सकता। श्रतः हमे देश का चरित्र- 
बल श्रवदय ऊँचा वनाना होगा । 

इतनी कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं तो हम सोचें कि हमे देश को 


( ६० ) 


किस प्रकार का बताना है । हमे भारत को बुनियाद ऐसी बनानी है, जो 
गहरी हो और बहे नहीं । विशेषतः हमे अपने नोजवानो को बनाना है, 
क्योकि हम तो श्रब बुड़डे हो गये हैं। कल का भारत श्राज के बालक 
और नौजवान ही होगे । अ्रतः हमे उन्हें एंसे साँचे में ढालनां है, जिससे 
वे भ्रच्छे हो । हम लोग ४० चर्ष तक उस ढाचे से ढले जो गॉबीजी ने 
देश के सासने रखा था। उससे भ्रच्छा या बुरा जो कुछ हुआ, हो गया है, 
पर श्रब प्रइत यह है कि जो काम हमसे करने हैं, उन्हें छोडे श्रादमी नहीं 
कर सकते । उनमे शक्ति और धीरता होनी चाहिये । श्रतः सूल में वही 
बात प्रा जाती है कि देश का चरित्र उननत्त हो । 

यह काम अगन्नत्त-आ्लान्दोलन से हो रहा है। मैने सोचा--एऐसे श्रच्छे 
काम की जितनी तरक्की हो उतना ही श्रच्छा है। इसलिये से श्राज्ञा 
करता हूँ--“अणुब्रत-अन्दोलन” का जो प्रचार हो रहा है, उसमे पूरी 
तरह सफलता मिले ।” 


शआराचार्य श्री का सन्देश 


प्रधान सनी जो भाइयो भ्रौर बहिनो ! श्राज रएष्ट्रीय चरित्र-निर्माण 
मूलक अणुन्नत्त सप्ताह का उद्घाटन हुआ । भारत की राजधानी मे यह 
चरित्र-निर्माण मूलक कार्यक्रम चले, यह आझ्ावश्यक भो है, क्योकि यहाँ को 
बात का अ्रसर सारे देश पर हो नहीं, सारे विद्व पर पड़ता है। श्रतः 
यह अच्छा कार्यक्रम यहाँ से चला, यह श्रच्छा ही हुआ। श्राज देश और 
विदव की स्थिति के बारे से श्राप पढते श्र सुनते है ही। श्रतः उसके 
बारे से मे वया कहूँ , उसे सुधारने के लिये श्रनेक प्रयत्न हो रहे है । 
भारत के प्रधान मंत्री विश्वज्ञान्ति और विश्वमैत्नी के लिये पंचशील का 
प्रचार कर ही रहे है श्लौर उन पर यह जिम्मेदारी भी है । उससे पहले 
कि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे काम करें, हमे श्रपने देश की बातें सोचनी 
चाहिये। देश मे झाज श्रनेक कार्य करने है और उनके लिये सुहृद भ्राधार 
को भ्रावश्यकृता है । 


( ६१ ) 


लोग कंहते हैं--भ्राज श्रणुय्रुग है; परमाणु-य्रुग है, पर मुझ्के लगता 
है, श्राज का युग श्रकर्मेण्यता, असहिष्णुता और आलोचना का युग है । 
हमें इस बारे मे सोचना है। झ्राज विद्यार्थी अध्यापको की आलोचना 
करते है और अध्यापक विद्याथियो की । जनता सरकार की आलोचना 
करती है और सरकार जनता की । पर मै यह नही समझता कि सारे औरो 
की झलोचना करते हैं मगर श्रपने को क्यो नही देखते ? कोई अपना थोड़ा 
सा भी अहित नहीं देख सकता । पिछले हो दिनो मे प्रान्तीयता की भंक्का 
ने देश के बड़े-बड़े लोगो को केपा दिया। विद्यार्थी भी इससे पीछे नही 
रहे । इसका क्‍या कारण है ? क्या अतति-राष्ट्रीयता ही तो श्रति-प्रान्तीयता 
की जनक नहीं है ” हमे यह असहिष्णुता मिटानो होगी, व्यक्ति-धध्यक्ति 
के जीवन को उन्नत दनाना होगा । | 

इसलिये मै श्राप से कहना चाहूँगा--पहले झाप अपना जीवन बनायें, 
फिर देश और उसके बाद विद्वमेन्नी को बात सोचें। जब तक ऐसा नहीं 
होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता । 

राष्ट्रो की संकीर्ण सनोवृत्ति को भी मिटाना होगा। एक राष्ट्र के 
हित को, यदि उससे दूसरे राष्ट्रो का श्रहित होता हो तो छोड़ना पडेगा। 
अपना अहित तो कौन करेगा ? पर इतना ही हो गया तो से समझता 
हैँ, ससार शान्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा । 

श्राज जो झ्नीति भारत मे ही नहीं, सारे संसार मे फंल रहो है, 
उसका उन्मूलन आवश्यक है। सब लोग ऐसा चाहते हैं । श्रव प्वन यह 
है कि इसका उपाय क्‍या है ? उपदेश इतस्तका एक सा था। हजारों वर्षो 
से यह चलता श्रा रहा है, पर आज हमारा काम प्रायः इसरो ने लिया 
है, जगह जगह नेता लोग ऊँचे स्व॒र मे उपदेश देते है। उनका अ्रसर क्यों 
नहीं पडता ? वात स्पष्ट है--जब तक उनका निजी जीवन श्रच्छा नही 
होगा, तव तक उपदेश काम नहीं कर सकता । उनके जीवन का प्रति- 
बिम्ब जनता पर पडता है। 

आज हम पैदल यात्रा करते हैं, यह बात लोगो को हास्यास्पद 


( ६२ ) 


लगती है । वे छिसान जो हमेशा पैदल चलते थे, श्राज हमे पैदल चलते 
देखकर श्राइचर्य करते हैं । श्रभी जब हम दिल्‍ली श्रा रहे थे तो रास्ते में 
हमें किसात लोग मिलते और कहते-- श्राप मोटर मे क्यो नहीं बैठ 
जाते ? हमेशा श्रम करने वालो को भी पैदल चलना इतना भारी लगता 
है तो इसरो की तो वात ही क्‍या की जाय ? 

लोग कहते हैं--जों काम मिनटों भे हो जाता है, उसके लिये श्राप 
इतना सम्रथ क्यो लगाते हैं ? पर में कहता हूँ, जो राष्ट्रीय भ्ौर भ्रन्त- 
रॉष्ट्रीय कस करते हैं, वे उन साधनो का उपयोग करते हैं, पर मे तो 
इतना बोर नहीं लेता । पंडितजी ने राष्ट्रीय ही नही, श्रन्तर्राष्ट्रीय धो 
भी अपने कंथो पर ले लिया है, श्रीर उसे वे छोड भी नहीं सकते। उनका 
चह क्षेत्र है । 

भारत ने हमेशा संसार का श्राध्यात्मिक नेतृत्व किया है, इसीलिये 
कहा गया है :-- 

“एत देश प्रसुतस्ध,  सकाह्ादग्रजन्मन- 
स्व॑ स्व चरित्र शिक्षेरनू, पुथिव्या सर्व मानवा :” , 

नेहरूजी को श्रोर इक्षारा करते हुये श्राचार्य श्री ने कहा--आाज 
विश्व मे श्ञान्ति के लिये भारत का नाम सबसे पहले आता है । शअ्रतः 
यह भारत के लिये गौरव को बात है, धर्म के लिये गौरव को वात है । 
हाँ, तो वे उन साधनों का उपयोग करते है । पर मेरा काम तो कोटि- 
कोटि जनता का दुख-दर्द जानना और सुनना है । श्रभी जब में गावो 
से होकर आ रहा था, लोग मुक्त से पूछते थे कि महाराज हमारे पास 
वोट के लिये श्रनेक लोग श्राते है। हमे पता नहीं, किसको वोट दें और 
किसको न दें । श्राप हमें कह दीजिये, हम किसको वोट दें। मैने 
कहा--मे नहीं कहता कि तुम उसको चोट दो श्रौर उसको मत दो । पर 
एक व्त जरूर कहूँगा कि वोट की बिक्री तो मत फरो श्रर्थात्‌ नोट के 
बदले मे वोट भत दो । यह भ्रावदयक है कि आज देश से ऐसा श्रान्दोलन 
चलाया जाये--सैने इस श्रावश्यकता को श्रनुभव किया और उसी का 


( ६3३ )' 


परिणाम है कि मैने श्रणुत्रत-प्रान्दोलन का सुन्नपात किया । लोग कहेंगे-- 
क्या आपने अ्रणुत्रत चलाया ? नहीं । 

पंडितजी से मेने कहा-- आपने पंचझ्नील चलाये । पंडितजी ने कहा- 
नहीं, यह तो चलते भरा रहे है। मैने क्या चलाया। (क्यो पंडितजी 
झापने ऐसा कहा था न ? पंडितजी ने मुस्कराते हुये स्वीकार फिया ।) 
उसी भ्रकार मैने तो छोटे छोटे ब़्तों का संगठन कर सारी जनता के 
सामने रख भर दिया हैं! 

यह भी ध्यान रखा है कि इसमे धर्म, जाति, लिंग और रंग का 
कोई भेंद न रहे। श्राज जगह जगह पार्टोवाजी चल रही है। हमने सोचा-- 
एक प्लेटफार्म ऐसा हो, जिस पर सब इकट॒ठे हो सकें । 

जन दूतालय के लोगो से मेने पुछा--क्या श्रापतों यह जैनो का 
आन्दोलन लगा ? क्‍या इसमे कोई साम्प्रदायिकता है ? उन्होंने कहा-- 
नहीं। यह तो हमारी बाइविल के श्रनुकूल है। झुक इससे खुी हुई श्रौर 
इसी लिये जनता ने, नेताओं ने, साहित्यकारो ने, कवियों ने सभी ने इसमे 
सहयोग दिया । 

में श्रपनी योजना को श्रन्तिम नहीं मानता । कोई भी श्रच्छी वात, 
वह चाहे जनता से मिले था नेहरूजी से मिले, मे उसका स्वागत करूँगा। 
मेरा काम और भावना तो यही है कि जनता का जीवन स्तर ऊँचा 
उठे । झौर इसी के लिये मेरा प्रयास है । 

देश की श्राज सबसे बड़ी श्रावश्यकता यह है कि हममे से प्रत्येक 
श्रपनी जिम्मेवारी को समझे । भारतीयों ने उसे श्रभी तक नहीं समझा । 
विदेशी लोग इसका बड़ा खयाल रखते हैँ । श्रघधिकतर भारतीयो फो 
झभी तक चलने, उठने, बैठने और थूकने का भी ज्ञान नहीं। 

महात्रत की वात बहुत दूर है । हम अ्रणुत्रतों की बात करते हैं। 
हम दाईनिक चर्चायें--आ्रात्मा और परमात्मा को बातें फिर कभी 
करेंगे । श्राज तो नैतिकता के छोटे छोडे नियमो की बातें करनी चाहिये । 
श्रगर इतना भी हो गया तो भी बहुत है । 


( ६इड ) 


बद्ध वे अति-त्याग और झति-भोग के बीच मध्यप्त सार्प का उपदेश 
दिया । अ्रति-त्याग साधारण जनता के लिये अ्रसाध्य है और अति-भोग 
तो सर्वनाद्मक है ही । अतः हमने भी साधारण जनता के लिये छोडे छोटे 
ब्षतों को लिया और मध्यम मार्ग को अपना कर इस काम का सूत्रपात 
किया । 

नेतिक प्रतिष्ठापन के लिये सबसे बड़ी श्रावश्यकता है--छोडे दोटे 
बच्चों को सुधारने की । वचपन से हो अच्छे संस्कार डालना सहज है। 
बडे होने पर समझाना बडा मुश्किल है । अतः शिक्षण संस्थाओं मे 
प्रारम्भ से ही बच्चों को अणुत्नतो की शिक्षा मिलती रहे, ऐसा सोचा 
जाना चाहिये | इससे राष्ट्र के नेताओो, विचारको, कार्यकर्ताओं के 


सहयोग की अपेक्षा है । 
इस प्रसंग पर मुनि श्री नगराजजी तथा अ० भा० : गग्रेस के महामत्री 
ओऔ श्रोमस्नारायण के भी भाषण हुये । ५ 


नुनि श्री नगराज जी ने आंदोलन पर बोलते हुये कहा--अ्रणुत्रत 
, आवोलन को चलते सात वर्ष हुए है। इस बीच आचार्य प्रवर तथा 
उनके आज्ञानुवर्तों साधु-साध्वियो के सतत प्रयास से लाखो व्यक्ति इसमे 
सम्मिलित हुए है, करोड़ो तक यह भावना पहुँची है। यह भारतीय संस्कृति 
के संयस एवं अब्यात्म सूलक श्राघारो पर प्रतिष्ठित है। नैतिक और 
आध्यात्मिक श्राधार के बिना देश मे चलती सब प्रकार की प्रगति फोको है । 
काग्रेस के सहासंत्री श्री श्लोसस्तारायण ने कहा- “मुझे इस आदोलन के 
प्रति अणु शब्द से आकर्षण हुआ | आज के जमाने मे बड़ी बड़ी बातें 
करने वाले बहुत हैं पर काम बहुत कम । जब मेने अ्रणुत्रत आंदोलन का 
नाम चुना तो ऋषए-- छोटी बातें करने वाले भी तैयार हैं। विद्यार्थियों मे, 
व्यापारियों मे, वकीलो से, डाक्टरो मे, विभिन्‍न वर्ग के लोगो में इस 
श्रांदोलन द्वारा जीवन सुधार का काम किया गया । जिसकी जैसी शक्ति 
थी, उन्होने बैस्ते ब्रत लिये | मुझे यह बहुत्त अ्रच्छा लगा । हमारे देक्ष में 
अनेको आथिक आयोजन चल रहे हैं पर जब तक चरित्र-निर्माण न हो, 


( ६४५ ) 


तब तक श्राथिक श्रायोजनों से चिशेष लाभ नही हो सकता। इसलिये मे 
पंचवर्धोय योजना की दृष्टि से भी इस श्रादोलन को महत्त्व देता हूँ। 
आाथिक विकास के साथ साथ यदि चरित्र सवधी गुणों का भी विकास 
हो तो सोने मे सुगंध हो जाय।* 

कुमारों यामिनी तिलकम्‌ ने संस्कृत मे मंगलाचरण किया तथा 
श्री मोपीनाथ श्रमन ने श्राभार प्रदर्शन किया। सभा सानद संपन्न हुई। 


श्रायोजन (८) अशुत्न सपताद 
दूसरा दिन 
विद्यार्थी जीवन का निर्माण 


१४ दिसम्बर १६५६ की प्रातः & बजे मॉड्न हाईस्कूल मे प्रवचन 
का कार्यक्रम था। श्राचार्य श्री ठीक समय पर वहाँ पधारे, विद्यार्थियों के 
सामूहिक गान से कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । १कूल के प्रिन्सीपल श्री एस० 
एन० कपूर के स्व गत भापण के बाद (काँग्रेस के महामन्त्री श्री 
श्रीमन्‍्नारायण की धर्मवत्ती) श्री मदालसा देवी ने श्राचार्य प्रवर व 
अणुव्रत-भानवोलन की भूरि-भूरि प्रशसा करते हुये श्रणुक्रत-सप्ताह को 
उपयोगिता पर प्रकाश डाला । 

शआ्राचार्य श्री ने अपने प्रवचन मे कहा-मु्े प्रसन्‍तता है कि में 
आज विद्यार्थियो के बीच बोल रहा हूँ, विद्याथियो मे बोलना मेरी रुचि 
का विषय है । उनमे बोलना में पसन्द करता हूँ ! 

से जो कुछ बोलता हैं, उसके दो आ्रघार है--मेरा श्रपना अनुभव 
और श्रार्षवाणी'* * श्राधार हीन बोलने में कोई तथ्य नही होता, हृदय 


( ६६ ) 


नही होता, वेदना व तड़प नहीं होती ॥ केवल शब्द जाल सा रह जाता 
है। मुझे श्राज विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालना है। 

जैन सुन्नो मे एक प्रकरण है--साधक अ्रपने गुर से पुछता हे-- 
भगवन्‌ शिक्षा कौन-कौन प्राप्त कर सकता है श्रथवा विद्यार्थी के क्या 
लक्षण है । त्रिकालदर्शी भगवान्‌ ने कहा--- 

#बसे गुरुकुले निच्चं, जोगवं उवहाणवं । 
पिय॑ करे पियं चाही, स सिक्‍्खा लब्ध सरिहई * ॥ 

जिसमे थे पाँच लक्षण पाये जाते है, वह विद्यार्थी है। 

पुराने जमाने मे यह परम्परा रही है कि विद्यार्थी ग्रुरुकुलों में ही 
विद्याध्ययन करते थे । अपने साता-पिता से कोसो दूर रह कर निर्जन 
स्थान से जीवन की बातें सीखते थे। चहाँ केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, कैसे 
खाना, सोना, उठना, बैठना झ्रादि श्रादि कार्यो का भी ज्ञान कराया 
जाता था। गुरुकुल के श्रधिंपति उनका संरक्षण व संवर्धन करते थे । 
गुरुजनो के सात्विक व सदाचारी होने का लड़को पर पुरा अ्रसर पड़ता 
था। दिन और रात उनके सहवास से उनका जीवन मेंजता रहता था । 
किन्तु श्राज की स्थिति और है। आज का विद्यार्थी मुश्किल से ५-६ 
घंटे श्रध्यापको के सम्पर्क मे रह पाता है। शेष समय घर वालो के 
बोच बीतता है *“इसीलिये अ्रध्यापकों के कथन व रहत-सहन का इतना 
असर नहीं होता, जितना घर वालो का होता है । पारिवारिक चिन्ताश्रों 
का शिकार भी उसे होना पचता है। यही कारण है कि श्राज का 
स्नातक जीवन के सही मूल्यो के आँकने से सफल नहीं होता । श्राज 
भी ऐसा सोचा जा रहा है कि यदि गुरुकुल की परम्परा का अ्रनुसरण 
किया जाये तो सम्भव है, विद्याध्ययन के लक्ष्य मे कुछ परिवतेन 
आरा सके । 

विद्यार्थी-जीवन साधना का जीवन है। योग-साधना उसका लक्ष्य 
होना चाहिये । इस झोर कंसे गति की जाय, ऐसा चिन्तन होना चाहिए। 
झाय चाँफेंगे कि कहाँ तो विद्यार्थी जीवन और कहाँ थोगी “की योग 


( ६७ ) 


साधना ? यह प्रइव हो सकता है । किन्तु आपको यह जान लेना चहिए 
कि योग के बिना एकाग्रता नहीं झ्राती श्रौर एकाग्रता के अ्रभाव में विद्या 
का समुचित ग्रहस्म नहीं होता । वही विद्यार्थी अपने जीवन में सफल 
हो ध्कता है, जो कि श्पने श्रध्ययन, चिन्तन और मनन मे एकाग्न रहता 
है | एकाग्रता से ग्रहरय्य की हुई बातें नहीं भूलतीं। उनके संस्कार 
श्रमिट होते हैं । 

श्राज विद्याथियो का जीवन एक रस नही है । वह कई भागों से 
विभक्त हो चुका है । राजनीति, समाज सुधार, श्रर्थनीति आदि श्रादि 
पचड़ो मे पडकर श्रपना श्रध्ययन्न भी वे पूरा नहीं कर पाते | न अ्रध्ययन 
ही होता है श्रोर न राजनीति मे हो पुरा प्रवेश कर पाते हैं। आज का 
विद्यार्थों देश व विदेश की राजनोति के बारे मे सोचता है । उसे समझने 
का प्रयास भी करता है। किन्तु यह भूल जाता है कि उसका अ्रध्ययन 
किस ओर जा रहा हैं) एक उदाहरण है :--एक गाँव में फई वृद्ध 
सहिलाएँ एक स्थान पर बेठी थीं। श्रापस मे चर्चा चल पड़ी ॥ उनका 
मुख्य विषय था--राजनीति ! अ्रपते-प्रपने मनोगत भावों को कह कर वे 
अपने श्राप से सन्‍्तोय का अनुभव करती थीं। गर्मागर्मे बहस होने लगी । 
एक राहगीर उस और से गुजरा । विषय फो भाँपने मे उसे देर न लगी । 
व्यंग कसते हुए उसने कहा--- 

रंद्यो पुणी राम, इत्तरो मतलब श्रापरो 

की डोकरियाँ काम, राजनीति स्पूँ राजिया । 

इसी प्रकार विद्याथियो को भी राजनीति से दूर रहना चाहिए । 

विद्यार्थी का जीवन तपत्यामय हो, तपस्या का श्रर्य भूखे रहना ही 
नहीं। मत, वचन और काया को संयत रखना भी तपस्या है। स्वाध्याय 
सत्-सेवा आदि कार्य भी तपस्या है। 

अपनी छोटी से छोटी भी गलती को सह॒र्ष स्वीकार करना विद्यार्थो 
जीवन का बड़ा गुरा है। गलती करना इतनी भूल नहीं, जितनी 
बड़ी भूल कि गलती को गलती न समझना तथा समझ लेने पर भी उसे 


( ६८ ) 


नही छोड़ना हे । विद्यार्थो इससे बचें। इसो को पुष्ठ करने के लिए 
रामायण की एक कूथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ -- 

दो भाई विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल गये । बारह वर्ष तक श्रध्ययन 
किया । कुल पति की आज्ता से वापिस घर लौटे । इस अश्रवधि मे बहुत 
से परिवर्तेन हो चुके थे । श्राते श्राते उन्होने एक विज्ञाल अट्टालिका के 
भरोले मे बेठी हुई हादश वर्षीय कन्या को देखा। सन से विकार उत्पन्न 
हुआ, विद्यार्थी अवस्था को भूल वे नाता प्रकार के संकल्प विकल्प करने 
लगे। किन्तु? हि 

भाता पिता के चरणो मे प्रणाम किया। उन्होने देखा कि वही कन्या 
वहाँ भी उपस्थित है। मत चंचल हो उठा, सन ही मन सोचने लगें--- 
यह कन्या कौन है ? क्‍या इसे हम पर सकते है। साहस कर मां से 
पूछा--माँ यह कौन है ? माँ ने कहा--बेठा यह तुम्हारी बहिन है । जब 
तुम पढने के लिए गुरुकुल से गये थे, तब इसका जन्म हुआ था। श्राज 
यह पूरे १२ वर्ष की हो गईं है। यह कह कर माँ ने पुत्री की ओर संकेत 
करते हुए कहा--बेंटी ये दोनो तेरे भाई हैं इन्हें प्रणाम कर । वह भाइयों 
के पैरो से पड गई। यह देख दोनो दंग रह गये । 

अपनी सलिन भावनाओं को याद कर उन्होने सन ही सन अपने 
आपको घिककारा। लज्जित हो, आँखें भू में गड़ाये हुये कुछ क्षण स्तब्ध 
से खड़े रहे । अपने किये का प्रायद्चिचत्त करने को उत्सुक हो 
उठे। उन्होंने यह निश्चय किया कि इस पाप के प्रायद्रिचन स्वरूप वे 
जीवनपर्यन्त ब्रह्मचारी रहेंगे। इस कठोर ब्रत के संकल्पमान्न से उनमे 
स्फूरति व उत्साह उमड़ पडा | आगे क्या हुआ ? इसमे हमे नहीं जाना है, 
इस उदाहरण से विद्यार्थो कुछ सीखें और इस '्यृंखला फो अक्षुण्ण रखने 
में प्रयत्नशील रहे । 

“विद्या ददाति विनयम्‌”--विद्या से विनय श्राती है। जो विद्या 
विनथ नहीं देती, वह अ्रविद्या है। उसका विकास नहीं, ह्वास होता है । 
विद्यार्थो को यह कभी नही. समझना चाहिये कि उसकी समक्त ही सब 


( ६६ ) 


कुछ हैं। बड़े बूढो की बातो पर ध्यान देना भी उसका परम कर्तव्य 
होना चाहिये । 

में आज से ५ वर्ष पूर्व पंडित नेहरू से मिला था। कल फिर उनसे 
मिलने का सौका मिला। मैने उनसे बहुत अन्तर पाया । सुझे ऐसा लगा 
कि वे प्रतिवर्ष नम्न बनते जा रहे हैं। उनसे भारतीय परम्परा व सभ्यता 
के प्रति कितना सम्मान है। कहाँ कंसा व्यवह।र करना चाहिये, यह वे 
केवल जानते ही नहीं, बल्कि तदनुकूल श्राचरण भी करते हैँ । धर्माचार्य 
के प्रति फेसा व्यवहार करना चाहिये, यह श्राप उनसे सीखें ॥ उनकी 
कोठी पर में गया था। वहाँ भो उन्होने लगभग ४८ मिनट तक घामिक 
विपयो के विचार-विनिमय मे कितना रस लिया, यह मै जानता हूँ । 

आपको सी चाहिए कि श्राप नम्न रहना सीखें । नम्नता के भ्रभाव 
मे आचार और विचार मे सामन्जस्य नहीं रहता, शिष्पत्व को भावना 
नहीं होती, वहाँ वात्सल्य नह झाता या यो कह दें, वात्सल्य के बिना 
नम्नता नहीं झाती । 

विद्यार्थी अपने झ्रापको पविन्न रखें। “जीवन को शुद्ध बनायें --- 
यह में विद्याथियों के लिए नही कहुँगा । क्योकि विद्यार्थो-जीवन वाल्य- 
जीवन है। वह प्रायः पवित्र होता है। में उनको कहूँगा कि ने अपना 
जीवन अशुद्ध न बनाएँ । 


आयोजन (९) अणत्त सप्ताह 
आयाजन (। मे 5 


तीसरा दिन 
शान्ति का मार्ग 


१४ दिसस्वर १६५६ को भध्याह्ष में चरित्र निर्माण सप्ताह के 
अन्तर्गत झाचार्य श्री का भ्रायकर अधिकारियों के बीच सेन्ट्रल रेवेन्यू 
बिल्डग से प्रवचन था। करीब १ बजे आचार्य श्री वहाँ पधघारे । आय- 
कर श्रायुक्त छी एन० सोी० चौघरी ने श्राचार्य श्री के स्वागत में भाषण 
दिया । आचार्यश्री ने उपस्थित अ्रधिकारियों एवं कर्मचारियों को 
सम्बोधित करते हुए कहा --“भ्राज आपके इस नये भवन में हम श्रापको 
झौर आप हस को कुछ विचित्र से लगते है। श्राज हमारा संगम भी तो 
नया है और जब तक परिचय नही हो जाता तब तक आइचर्य होना 
स्वाभाविक भी है। एक बच्चा जब इस संसार मे आता है, तब पहले 
पहल उसे भी संसार कुछ विचित्र सा लगता है। धीरे-धीरे उसका 
परिचय संसार के साथ होने लगता है, बह श्रयने वातावरण में रच-पत्त 
जाता है। भ्रतः उचित है, पहले में श्रापो अ्रपना परिचय दे दूँ । हम 
भी आपकी तरह भिन्न-भिन्न भान्तो में रहने वाले थे। क्योकि साथु 
कोई जन्म से तो होता नही, जिसे श्रपने अनुभव से संसार से विरक्ति 
हो जाती है, चही साधु होता है। 

हम लोग शरणार्थो भी हैं, क्योकि हमारी कही पर भी इंच भर 
जगह नही है। पर हस सामान्य शरणाथियो से भिन्‍न हैं। दिल्‍ली मे एक 
बार बहुत से शरणार्थी मेरे पास आये और मुझे अ्रपना दुःख सुनाने 
लगे। सेने उनसे कहा--भाइयो आप और हमतो एक से है, क्योकि 
हम दोनो ही शरणाशथों हैं। पर हम में और आप में एक बहुत बड़ा 


( ७१ ) 


अन्तर है । वह यह है कि श्रापकी जमीन जायदाद छड़ायी गई है और 
हमते अपनी धन सम्पत्ति जानवृूककर छोड़दी है। यही कारण है कि 
आपको तो दुःख होता है श्रोर हमे प्रसन्‍नता । 

हम लोग जेन है । “जिन” का सतलब है--विजेता । विजेता यानी 
जो अपने पर अनुशासन करे । जिसने अपने पर अ्रनुशासन नही कर 
लिया है, उसे वास्तव मे दूसरों पर अनुशासन करने का श्रधिकार ही 
क्‍या है ? श्रपने स्वार्य से दुसरो पर श्रनुशासन करने वाला कायर है । 
पर "जिन” विजेता अपने पर ही अनुशासन करते हैं, उनका ही घर्म 
जैनधर्म है । 

आप कहेंगे कि--हम यहाँ क्यो श्राएं ? हम यहाँ श्रपनी साधना के 
लिए आए हैं। हमारा सारा काम चलना, फिरना, खाना, पीना श्लौर 
प्रवचन करना साधना के लिए ही होता हैँ। यहाँ जो प्रवचन करने 
शथ्राये हैं, यह श्राप पर कोई अहसान नहीं हैं। यह तो हमारी साधना 
ही है। आपसे भी हस कहना चाहते हैं, श्राप भी जो कुछ करें, साधना 
को ही भावना से करें। 


श्राज की श्रावदपकता 


श्राज देश ने सबसे श्रधिक जो खोया है वह है ईमान झौर मानवता । 
ऊपर से तो सारे लोग बहुत श्रच्छे लगते हैं, पर श्रन्दर से केवल अ्रत्थि- 
पंजर मात्र रह गया है । सब दूसरों की श्रालोचना करने को तत्पर हैं, 
पर अपने आप को कोई नहीं देखता। व्यापारी लोग आपको फोसते है । 
चे सोचते हैं, हम तो इतनी मेहनत से पेसा कमाते हैं श्रोर श्राप लोग 
(इनकम टैक्स श्राफिसर) आकर उसे साफ कर देते है। सचमुच आप 
लोग उन्हें यमट्ठत लगते हैं (श्रोताओं मे हंसी) पर वे स्वयं यह नहीं 
सोचते कि वे कितने गरीबों के गले पर छरी फेरते हैं। अ्रभी मेरे सामने 
व्यापारी (बनिये) लोग नहीं हैं। पर जब वे मेरे सामने होते हैं, तो 
में उनकी भी श्रच्छी तरह से खबर लेता हूँ। मुझे दुःख है कि आज 


( ७२ ) 


बनिये बदनास है और उसके साथ साथ कभी-कभी हमे भी लोग कुछ 
बदनाम कर देते है, क्योकि लोग हमे भी बनियो के गुरु कहते हैं। 
हमारे अनुयायी सारे बनिये ही हैं, ऐसा नहीं हे । 

बहुत से व्यापारी ऐसे भी है, जिन्हें ग्रापका विल्कुल भय नहीं है । 
उनका व्यापार बिल्कुल साफ है। श्रगुत्रत मनुष्प को श्रभय बनाता है 
भय से भय बढता है। श्रणुवस ने भनुष्य को भयभीत बना दिया तो 
विपक्ष के लोग हाईड्रोजन बस बनाकर भ्रभव बनना चाहते हैं ।॥ पर 
अभय का रास्ता यह नहीं है। श्रणुत्नत श्रभय बनने का मार्ग है । 

अणृत्रत श्रापको सन्‍्यासी नहीं वनाता है । चह कहता है - जहां भी 
आप रहने है, वहाँ रहकर भी श्रपनें पर नियंत्र रा करें। श्रगर श्रापने 
यह कर लिया तो श्रापके घर और कार्यालय सब्र सुबर जायेंगे । 


पहला अगुक्नत आहसा है। किसी को मार देना सात्र ही हिसा 
नही है पर घुरा चिन्तन भी हिंसा है। श्ररप्ृद्य मान कर करोडो का 
तिरस्कार करना हिसा नही तो और क्या है ? इस तिरस्कार की फिर 
प्रतिक्रिया भी होती है। आ्राज जो सामूहिक रूप में धर्म परिवर्तन किया 
जा रहा है, यह क्‍या है ? वया उन्होने श्रद्धा से ऐसा किया है ? श्रद्धा 
से व्यक्ति समझ सकता है पर इतने बडे पैमाने पर धर्म-परिवर्तन नि३चय 
ही अपमान का प्रतिकार है। हिन्दू लोगों ने श्ुद्रो के साथ असद्‌ व्यव- 
हार किया, उसका फल है कि श्राज ये लाखो की सब्या मे दीद्ध चनते जा 
रहे है । काम के आधार पर किसी को नीचा और अरण्श्य मानना 
हिसा है श्रौर व्यवहार विरुद्ध भी हैँ। अगर इसी प्रकार कोई श्रस्प्ृइय 
होता तो मातायें तो कभी की श्रस्ष्द्य-अ्रपवित्र हो जातों । 

भगवान्‌ भहावीर ने कहा--“कम्मुझा बभणों होई, फम्मुणा होई 
खत्तियों, वइसो कम्मुणा होई, सुद्दो हवइ कम्मुएा...” श्र्यात्‌ फर्म 
से ब्राह्मण होता है और कर्म से हो क्षत्रिय, वेदय भौर शूद्र भी कर्म से 
ही होता है । 


( ७३ ) 
जीवन के मुल्य बदलो 


आज बड़ा वह साना जाता है, जिसके पास पंसे हों, भवन हों, 
मोटर हों और जिसकी आवाज़ सब सुनते हो। पर जीवन के इस मुल्य 
में परिवर्तत करना होगा । हमे पैसे को मनुष्य से बड़ा नहीं सानना है । 
बड़ा वह है--जो त्यागी है, संयमी है। यदि पंसे से ही मनुण्य बड़ा हो 
जाता तो हम श्रकिचन भिक्षुश्रों की क्या गति होती, जिनके पास एक 
पैसा भी नहीं है। भारतीय संस्कृति से सदा त्याग्ियों को पूजा होती 
आयी है। बड़े बड़े सस्रादों के सिर भी उन श्रकिचन भिक्षुश्रों के 
सामने भुक जाते थे । झतः झाज भी हमे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
बड़ा वह है, जो त्यागी है । 

इसरा प्रत है--सत्य । फेवल सत्य घोलना सात्र ही सत्य नहीं है । 
सत्य का श्रर्थ है---जैसा सोचे, वसा बोले । यदि ऐसा नहीं, तो मनुष्य 
ऊंचा नहीं बन सकता । 

इसी प्रकार तीसरे व्रत श्रचोर्य का मतलब भी केवल चोरी नहीं 
करना ही नहीं है। श्रपने कामघन्धे मे ईमानदारी नहीं वरतना भी चोरी 
है। अपनी जिम्मेवारी के काम से दिल चुराना भी चोरी है। 

चौथ! व्रत है--ब्रह्मचर्य 4 श्राज के जीवन में इसकी बड़ी कमी है । 
इसीलिये श्राज वचपन से थोवन आता ही नहीं, सीधा बुढ़ापा गश्रा 
जाता है। 

पाँचवाँ त्रत है--श्रपरिग्रह । इसका सतलब यह नहीं कि झाप 
संन्यासी घन जायें । पर अपनी नि.सीम लालसाश्ो की सीमा तो करें। 

श्राप श्राफिसर हैं। किसी व्यापारी पर अ्भियोग लगाया कि अपना 
घर भर लिया। उधर व्यापारी-गण श्रपनी रक्षा करते हैं---रिह्वत देकर । 
सरकार की श्रापको क्‍या चिन्ता ? श्राप सोचते हैं--“पहले पेट पूजा 
पीछे काम दूजा ।/ पर श्रव ऐसे काम चलने वाला नहीं है। श्रव आप 
स्वतन्त्र हो गये । राष्ट्र की सारी जिम्मेदारी श्रापके कन्धों पर है । भ्रब 


( ४४ ) 


आ्राप दूसरों पर दोष नही मढ सकते । भ्रतः अपने आपको जगाना पड़ेगा ४ 

सबसे पहली और महत्व की बात यह है कि श्राप रिव्यत न लें ४ 
मैं श्रापकी कठिनाइयो को जानता हूँ । यह कठिनाई केवल आपकी ही 
नही है, प्रत्येक व्यक्ति के सामने श्रपनी-अ्पनी कठिनाइयाँ रहती हैं | बिना 
उनके सहे झ्राप सुखी नहीं हो सकेंगे । जिस व्यक्ति ने इस तथ्य को समझ 
लिया है, वह निदचय ही एक श्रान्तरिक शान्ति का श्रनुभव करेगा ४ 

दूसरी बात श्राप दुर्व्यसनों से बचें। बीड़ी सिगरेट तो श्राज 
सभ्यता को चीज़ बन गई है। बहुत से लोगो से मे पुछता हँ--भाई तुम 
बीड़ी पीते हो। वे कहते है--हाँ महाराज । वैसे तो हम बीड़ी नहीं पीते, 
पर कभी कभी जब दोस्तों के साथ बेठ जाते है तो सभ्यता के नाते पीनो 
पड़ती है। लानत है ऐसी सभ्यता को । कया सभ्यता इसे ही कहा जाता 
है ? और चाय तो श्राज बिछोने सें ही चाहिये ; बिना उसके तो इसरे 
काम में हाथ लगाना ही कुश्किल हो जाता है। वह तो मानो आजकल 
रामनाम हो गई है। इसी प्रकार और भी बहुत सी नशीली चोजें है, 
जिनसे श्राप बचने की कोशिश करेंगे तो आश्रापके जीवन में एक सच्ची 
बान्ति सिलेगी । 

सेक्रेटरी श्री हरनाम शंकर के हारा किये गये श्लाभार प्रदर्शत के 
साथ सभा विसर्जित हुई । 


आयोजन (१०) अशुव्त-सप्ताह 


चोथा दिन 
हरिजन--बनाम महाजन 


१६ दिसंवर १६५६ को दोपहर में राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण्य श्रणुत्रत 
सप्ताह के अन्तर्गत हरिजन बस्ती मे वाल्मीकि मंदिर मे हरिजनों के बीच 
श्राचार्य श्री का प्रवचन हुआ । 

पहले वाल्मीकि सभा के सेक्रेटरी श्री रतनलाल वाल्मीकि ने श्राचार्य 
श्री के स्वागत मे भाषण दिया । 

श्राचार्य श्री ने अ्रपता भाषण प्रारभ फरते हुये कहा--भ्राप लोगो मे 
सुनने की उत्कृठा हे, जिसका प्रमाण स्वयं श्राप लोगों फी उपस्थिति है। 
यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। श्राप लोगो को समय कम मिलता है 
क्योकि श्रापके जिसमे सफाई का बहुत बडा काम है। इसरे लोग जहाँ 
गनन्‍्दगी करते हूँ, वहाँ श्राप लोग सफाई करते हैं। यह बड़े महत्त्व की 
बात है। इसे ऊंचे श्र में लें तो गन्दगी मनुष्य के भीतर हैं, श्रात्मा मे 
है। क्‍या कोई ऐसा भी हरिजन है जो उस गन्दगी को दूर कर सके । _ 
वही वास्तव में सच्चा हरिजन है । 


हरिजन का श्रर्थ 


गांधीजी ने झापका नाम हरिजन दिया। पर वास्तव में इसका श्रर्य 
क्या है, यह श्रापको समझना है| जैसा कि वेष्णव जन की परिभाषा में 
गाघीजी एक भजन गाते थे--“बंष्णव जन तो तेनें कहिये, जे पीर 
पराई जाने रे ।” उसी प्रकार वास्तव मे हरिजन वह है जो अपने श्रापको 
स्वच्छ रखकर इसरो को भी स्वच्छ रखने का प्रयास करता रहे। ऐसे 


( ७६ ) 


हरिजन थोड़े ही मिलेंगे पर उनको अत्यधिक आवश्यकता है । 

आज नई दिल्‍ली के वाल्मीकि मंदिर में श्राप लोगो के बीच से 
पहली बार ही श्राया हूँ। वैसे मे बहुत स्थानों पर हरिजनों के बीच 
जाता रहा हूँ । वहाँ केवल मै देता ही देता नहीं हूँ, लेता भी हूँ । देता 
तो मै उपदेश हूँ और लेता उनसे भेंट हूँ । पर मै रुपयो और फल फूलो 
की भेंट नही लेता । मुझे त्याग की भेंट चाहिये । आज ही लोक सभा के 
भ्रध्यक्ष भ्रग्यंगार आये तो उन्होने मुझे फल भेंठ करने चाहे । मैनें कहा-- 
मुभे भक्ति और त्याग को भेंट चाहिये । 

आपको लोग हरिजन कहते हैं पर मेरी हृष्टि से श्राप सबसे पहले 
मानव हैं । मनुष्य सबसे पहले मनुष्य है और पीछे वह सज्जन, दुर्जन, 
महाजन, हरिजन है । मानव मौलिक चीज है, दूसरी सब उपाधियां हैं । 

सोचना यह है कि मानव कौन है ? स्पष्ट है--जिसमें सानवता है, 
चह मानव है श्रन्यथा मानव का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। मान- 
वता यह है कि भनुष्य इसरो को भी अपने जेसा समभझे । पर श्राज 
सानवता रह कहाँ गई है। आझ्ाज तो करोड़ो आदसी अपने भाईइयो को 
भाई नहीं समभते । वे उन्हें नीच और अस्पृश्य सान कर उनका तिरस्कार 
करने से भी नही सकुचाते । ये ऊँची-नीची कौस कब और क्यों हुई ? 
यह सब इतिहास का विषय है। मुझे उसमें नहीं जाना है । पर शुरू मे 
पिन्‍न भिन्‍न जातियाँ काम के आधार पर बनी थीं यह निश्चित है। 
घहले हरिजन जेसा कोई नास नही था। ये सब बाद की चोजें हैं । 
स्यात्‌ पुराना नाम “महत्तर” था। जब से कास का व्यवस्थित विभाजन 
'हुआ, तब वह श्रम पर अवलस्बित था। क्रम करने वालो को भहान्‌ 
कहा जाता था। उनमें जो विशेष काम करता, उसे महत्तर कहा जाता 
था । श्रतः सफाई का काम करने वालों को महत्तर कहा जाने लगा। 
पर भ्राज स्थिति वूसरी ही हो गई है। आप लोगो ने भी अपने झ्रापको 
होन सान लिया। श्राप समभते हैं--हम तो नीचे हैं ॥ पर यह कायरता 
क्यो ? होन वह है जो दुराचारी है, व्यभिचारी है, कमीना है । श्राप 


( ७७ ) 


सफाई का काम करने मात्र से होन श्रीर नीच कंसे हो गये ? / 
मुस्दें एक प्रसंग याद आता है--एक बार एक चंडालिनी चली जा 
रही थी। उसके हृप्यथ में खप्पर था, हाथ लहू से सने हुये थे । सिर पर - 
मरा हुआ कुत्ता था और वह मार्ग को पानी से छींटती हुई जा रही 
थी। उसे देखकर एक ऋषि ने पूछा-- 
“क्र सप्पर दिर इवान है, लहु जु खरड़े ह॒त्य ॥ 
छूटकत भंग चंडालिनी, ऋषि पुछत है बत्त 7 
उसने तुरन्त उत्तर दिया--- 
“ऋषि तुम तो भोरे भये, नहिं जानत हो भेव । 
कृतध्नी की चरण रज, छटकत हूँ गुरुदेव ।” 
गुरुदेव श्राप इसका रहस्य नहीं जानते । में मार्ग पर जो पानी छिंटक 
रही हूँ, इसका कारण है, आगे जो कृतध्न मनुष्य चला जा रहा है, 
उत्तको चरण रज मेरे पैरों पर न पड़ जाये। क्योकि वह अस्पृर्य है। 
अतः सफाई का काम करने मात्र से कोई अस्पृद्य नहीं हो जाता । 
वास्तव में अस्पुश्य तो वह है जो कृतघ्नी है । केवल अच्छे कपड़े पहन 
लेने मात्र से ही कोई ऊँचा नहीं हो जाता | दिन भर तो बेईमानी करे 
झोौर आफिस में जाकर ऊँचे आसन पर बेठकर अपने आपको ऊँचा 
सानने वाला वास्तव में ऊंचा नहीं है । अतः आप अपने सन से यह 
भावना निकाल दें कि हम नोच हैं । 
इसरी वात है, आप लोग अपने आपको गरीब क्यो मानते हैं। क्‍या 
इसलिये कि आपके पास घन नहों है ? तो हमे भी देखिये हमारे पास 
एक पैसा भी नहीं। हम पेदल चलते हैं । अब पूँजी की पूजा करने 
का ज्षमाना लद॒ चुका है । हाँ, आज सीटों का त्ममाना अवदय हैं । आज 
वे आदमी बड़े मानें जाते हैं, जो शासकीय सोट पर है ॥ पर यह भी 
यलत बात है। वे ही आदसी जिन्हें सोट लेनी होती है, पहले कितने 
खुभावने आदवासन देते हैं और फिर गरीबो के सामने देखते त्तक नहीं ॥ 
अतः उन्हें ही बड़ा मानना कोई आवश्यक नहीं है । बड़े वे ही हैं जो त्यागी 


( ७८ ) 


हैं। खाने को बड़े भी तो मुश्किल से बनते हैं फिर बड़ा आदमी बनने में 
तो बड़े त्याग की आवश्यकता है। श्रगर श्रापको बड़ा बनना है तो श्रणु- 
त्ती बनिये। 

श्राप लोग इतना काम करते हैं, पर फिर भी रहते भूखे के भूखे हैं । 
इसका कारण क्या है ? यही कारण है कि शाप कमाते तो एक हाथ से 
हैं और गंवाते सो हाथो से है। इधर कमाया और उधर द्ाराब मे 
खो दिया । मांस मत खाइये । हाँ, रोटी खाये बिना कास नही चल 
सकता । पर मांस भो कोई खाने को चीज़ है ? तम्बाक्‌ भी श्रापको 
चाहिये । क्या यह पैसे, स्वास्थ्य श्रौर सबसे ज्यादा झात्म। के बर्बाद होने 
का रास्ता नहीं है ? 

एक बात और---आप अपने वोट की बिक्री न करें । श्राप बोट 
किसी को दें, इसमे मुझे आपसे कुछ नही कहना है । पर श्रपने झ्रापको 
इूसरों के हाथ तो मत बेचिये । 

कमर से कम इतनी बातों को अपने जीवन में स्थान दे दिया तो मै 
समभता हूँ कि श्रापका जीवन सुखी हो जायेगा । बिना श्रात्म-शुद्धि के 
कहीं भी शान्ति नहीं मिलने वाली है। चाहे श्राप कहीं चले जायें, किसी 
धर्म को स्वीकार कर लें। 


आपके स'थ साथ आपके पास बैठने वाले भाइयो से भी मै यही 
कहूँगा कि वे श्रत्पृश्यता जैसी सानसिक हिंसा का त्याग करें। हाँ, इस 
सम्बन्ध में आपसे भी मुझे कहना है। हरिजनो में भी श्रापस मे छु्माछत 
है, यह अनुचित बात है। जब आप लोग भी इसके शिकार हैं, तब दूसरों 
को आ्राप समानता की बात क्‍या कह सकते है । अतः उसे मिटाइये, 
तब ही श्राप बड़े हो सकेंगे। श्रपना बड़प्पन अपने हाथ में है । श्रगर 
आप किसी को भी छोटा नहीं मानते हैं तो श्राप स्वयं हो बड़े हो 
जाते है ।” 

प्रवचन के अन्त में अ्रनेकों (प्रायः सभी) हरिजनो ने वोद के लिये 


( ७६ ) 


अपते लेने ध्ौर शराब पीने का त्याग किया ..उसमे थोड़े लोगो ने धूम्र- 
चान झौर उससे थोटे लोगों ने मांस एगने फा त्याग शिया । 

त्याग लेते समय मुछ बच्चे भी एड़े हो गये ये । उन्हें समकाते हुये 
आचार्य श्री ने कहा-ध्रनी ठुम छोटे हो, छि बे हो फर भी इसे 
निभाना होगा। श्रनः पूरा समक लेना । एुछ छः- *« के, जो त्याग फे 
महत्व को नहीं समन्‍्ते थे, उन्हें प्रत्याध्यान नहीं फरवा०, गया । 


बारी मे की ४४४ पर शए5 
पांचवां दिन 
पाप का सुधार 


29७ दिलंवर १९४६ को नई दिललो. विहार फर धाचाय॑ क्रो मये 
सावार पपारे। घीच में /“राष्ट्रोय-वरिप्र-निर्माण-श्रणुश्तत सप्ताह” फे 
अ्रस्तमंत “मेस्ट्रल जेल” में प्रदघन टुप्रा। प्रदचन प्राग्म्भ फरते हुए 
प्राचार्य क्री ने लमनग १५०० फंदियों को सम्योधित फरते हुए पहा-- 
धग्राज के एस सुन्दर घबसर पर मु्झोश्रड्ा श्लानग्द हो रहाहे। 
झपराधियों फे घीद फाम करने में मेरी विशेष दसि रही है। ध्ाप लोगों 
के छोच मेरा श्रान पा पाता हो अवसर है। शायदपाप लोगों का भी 
यहू पहला ही प्रवसर होगा, जब फि एश धर्म गुय श्राप के बीच उपदेश 
आऋर रहे हैं । 

सद ने पाले में ध्राप से यह प्ृ्ठना चाटरेंगा कि श्राप धश्रास्तियः हूँ 
मा मास्तिक ? नान्तिश यह है. जो पुनर्जस्स, घर्मे, फर्म से विव्यास नहों 
करता | जो इनमे विदयास करता है वह पझास्तिक हैं। शायद झ्राप 


( 5८० ) 


लोगो मै से श्रधिकतर श्रास्तिक होगे। आप को सोचना है--ईवैवर 
क्या है ? ईदवर वही है, जो सर्वेद्रष्टा है। इसीलिए हम सवेरे-सवेरे 
उसका स्मरण करते हैं। जब हमने सान लिया कि परमात्मा सारे 
संसार को देखता है तो उससे छिपकर काम करने वाला क्‍या नास्तिक 
नहीं है ? श्रतः सब से पहले श्रापको यह सोचना है कि आपने क्‍या 
झपराध किया था ? किसी दूसरे ने श्राप के क्रपराधों को देखा या नही 7 
पर श्राप खुद अपने अपराधों को नहीं भूल सकते । इसी कारण आप को 
जेल की हवा खानी पड़ी है । यद्यपि मे यह मानता हूँ कि समूचा 
संसार कंद खाना ही है क्योकि शरीर भी तो बन्धन ही है'' जिस दिन 
इससे छरटेंगे, वह दिन घन्य होगा । पर इतना कह देने मात्र से काम 
नही चलेगा । यह निदचय की भाषा है। व्यवहार की भाषा में जेल 
यही है, क्योकि यहाँ अपराधी रहते हैं । मे कहेंगा---आप अपना आत्म- 
निरीक्षण करें । आप सोचिये-- क्या श्रापने श्रपराघ किया है ? शायद 
आपकी आत्मा हाँ कहेगी । तब श्राप उसे छ पाइये मत । साफ-साफ कह 
दीजिये। श्राप यह देखते होगे कि पुलिस ने श्राप को व्यर्थ ही जेल में डाल 
दिया है। पर श्राज आप उसे भूल जाइये। गवाहो की भूठी गवाही को 
भूल जाइये। श्रपनरे श्राप को देखिये कि भ्रपना क्या श्रपराध हुआ ? पाप 
के स्वीकार मात्र से श्राप की श्रात्मा कुछ हल्की हो जायेगी ॥ पाप का 
पहला प्रायद्चित है---आत्म-्लानि । श्रतः अगर श्राप श्रपने आप को 
स्वीकार कर लेते हैं, तो एक रूप से उसका प्रायद्चत्त हो जाता है । 
रामायण से एक प्रसंग श्राता है --एक बार सीतेद्गध श्रपने स्वर्ग से 
चल कर रावण आदि अपने पूर्व भव के सम्बन्धियों को देखने नरक में 
गया। वहाँ उसने देखा--सारे नैरयिक आपस में बुरी तरह लड़ते हैं 
और दुःख पाते हैं। उसके मन से दया श्रा गई । उसने चाहा कि वह 
रावण आदि को विमान में बिठा कर अपने स्वर्ग में ले जाये । पर 
श्रपने पाप के कारण वे ऊपर नहीं जा सके। सीतेद्ध ने भी देखा कि 
वह रावण आरादि को स्वर्ग में नहीं ले जा सकता और कहा---तुम स्वर्ग 


( 5१ ) 


में तो नहीं जा सकते पर एक काम तो करो--झापस से लड़ कर जो 
तुम दुःख पा रहे हो, चह तो सत करो । इससे कम से फम तुम्हारा 
अगल! जन्म तो सुधरेगा । रावण ने उसकी वात मान लो । 


इसी प्रकार हम आज यहाँ जेल से श्राये हैं पर श्राप को जेल से 
छड़ाने के लिये नहीं । हमारा कर्तव्य है कि हम श्राप को उपदेश दें 
और श्राप को दुव्यंसनो से छुड़ायें। श्राप भी जेल से छूट नहीं सकते 
पर कम से कस श्रपने भ्रपराघो को तो स्वीकार करें। इससे श्राप को 
भागे की लस्टो जेल से छंटकारा मिलेगा । 


अपराध कई प्रकार के होते हैं--मानसिक, चाचिक और कायिक ॥ 
मन से बुरा चिन्तन करने वाला भी अपराधी है तो जो आदमी हत्या 
या चोरी करता है, वह तो साक्षात्‌ अपराध है ही फिर थे चाहे जेल 
भें हो या बाहर । उसो प्रकार जो आ्रादमी हत्या नहीं करता है, अहिसक 
है, पर चाहे जेल में भेज दिया जाये, वह अपराधी नही होता । यह भी 
क्या पता कि श्राप अपराधी हैं या नहीं । में तो कई बार कहा करता 
हैं फि आज का सारा संसार ही अपराधी है। व्यापारी बाज़ार में 
अ्रनीति करते हैं, क्या वे अपराधी नहीं हैं ? कानून का भंग करने याला 
हर कोई अ्रपराधी है । तो क्राज ससार से कितने आ्रादसी हैं, जो श्रपराध 
नहीं करते । पर कानून ही ऐसा है कि जिससे सारे पकड़ में नही श्राते 
या नहीं पकड़े जाते । श्राप श्रपशधी इसलिये हैं कि आपका श्रपराघ 
पकड़ लिया गया। श्रतः व्यवहार की हृष्टि से यह स्पष्द है कि आपने 
अ्रपराघध किया है। इसलिये श्राज श्राप को स्वयं को ट्टोलना है। 


हमने सोचा--जब हम सब चर्मो में काम करते हैं तो अपराधी 
लोगों को भी हमें सम्हालना चाहिये । हमारा यह दावा नही है कि हम 
आप को सुधार ही देंगे! प्रेरणा देना हमारा काम है। सुधरेंगे तो आप 
स्वयं हो । में यह कहूँ कि मे आ्राप को सुधारता हूँ, तो यह 'अहं' होगा। 
रास्ता दिखाना भेरा काम है उस पर चलना आप का काम है। में क्या, 


( 5२ ) 


परमात्मा भी किसी को सुधार नहीं सकता, यदि स्वयं व्यक्ति सुधरना 
नचाहे। 

सुधार व्रतो से सम्भव है। भ्रणुत्रत ब्रतों का भागे है वह आप के 
सामने है। अति-त्याग और अति-भोग के ब च का यह मध्यम सार्ग है । 
अणुन्नती चह है जो छोडे व्रतों को ग्रहण करे । श्राप भी आज से अ्रपने 
अपराधो को पुत्ः न दुहराने को प्रेरणा लें। खान-पान से अशुद्धि न 
बरतें । कम से कम उन चोज़ो को तो श्रवव्य छोड़िये जो दिसाग को 
बिगाडती हैं । इसके अलावा आप से मैं एक बात यह भी कहूँगा कि 
आप अपने व्यवहार को इतना विश्वस्त बनाइये, जिससे कि आप के 
आस-पास रहने वाले श्रफसर आप पर विश्वास कर सकें * सज्ञा तो 
श्राप को भोगनो ही पड़ेगी । तो फिर अ्रविदवस्त बन कर पाप क्यो कमा 
रहे हैं। 

श्राप के साथ-साथ उपस्थित श्रधिकारियो से मे भी यह कहना चाहूँगा 
कि श्राप को कंदियो के साथ चैसा बर्ताव तो करना हो पड़ता है, जैसा 
कानून कहता है। पर श्राप श्रपनी ओर से उनके साथ क्र व्यवहार 
न करें। 

इसके बाद सभी लोगों ने दो मिनट तक आत्म-चिन्तन किया । कई 
केदियों ने अपने-अपने श्रपराघ स्वीकार भी किये और श्रागे वैसा न 
करने की शपथ ली । वातावरण बड़ा शान्त रहा। 

तत्पक्चात्‌ एक कैदी ने अ्रपनी श्रात्म-कथा सुनाई । उसकी बोलो में 
वेग था। एक ही सॉस मे वह सब कुछ कह गया और आचार्य श्री से यह 
आर्थना को कि वे उच्च अधिकारियों से मिलते वक्त कैदियों को स्थिति 
का भी वर्णन करें श्रौर उसमें कुछ सुधार हो, ऐसा प्रयत्न भी करें । 

आज के इस श्रनोखे कार्य-क्रम मे केन्द्रीय रेलवे मंत्री श्री जगजीवन- 
राम श्रोर राजस्थान के पुनर्वास संन्नी श्रो श्रमुतलाल यादव ने भी अपने 
विचार प्रस्तुत किये और श्रणुत्रत श्रांदोलन के वर्गीय कार्यक्रम करी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की। कई आवक श्राविकायें भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं। 


( उ5रे ) 


आत्मा की आवाज़ 


केन्द्रीय रेलमेत्री श्री जगजीवनराम ने अपने भाषण में कहा-- 
“जिस काम को करते समय छिपाना चाहते हैं या कास करके जिसे 
छिपाना चाहते हैं, मेरे विचार मे वह श्रपराध हैं। सब की आत्मा हर 
वक्त यह बताती रहती है । पर होता यह है कि हम आत्मा की श्रावाज्ञ 
को दबा देते हैं। व्यक्ति श्रपराध क्यो करता है, समाज का ढाँचा भी 
इसका एक कारण है। श्राज के समाज में अनेकों बेढंगी और बेहूदी 
बातें हैं, जिन्हें हमे बदलना है। श्राचार्य श्री तुलसी श्रणुत्रत-प्रादोलन 
द्वारा ऐसा प्रयत्त कर रहे हें इसलिये मुझे इस आंदोलन से दिलचस्पी 
है। आचार्य श्री का यह काम बड़ा सुन्दर है। में तो चाहता था कि 
जहाँ भी यह कार्य क्रम चले, उपस्थित रहूँ । पर ऐसा कर नहीं सका, 
दूसरा कार्य भार जो है। जेल के भाइयों से मे कहना चाहूँगा कि वे जेल 
से निकले तो कुछ सीख कर निकलें। वुराइयाँ नही, भलाइयाँ झौर 
चरित्र की बातें । 


नंतिक दिशा 


राजस्थान के पुनर्वास मंत्री श्री श्रमुत॒लाल यादव ने श्रपनें भाषण 
में कहा--'जिन कंदी भाइयों ने खड़े होकर आचार्य श्री के समक्ष 
प्रतिज्ञायें ली हैं, वे श्रपने मन में निद्चय कर लें---उसके श्रनुरूप उन्हें 
अपने श्राप को तैयार करना होगा। जीवन के भ्राध्यात्मिक और नैतिक 
पहलुओं पर जेसा कि श्राचार्ये श्री ने बताया, वे श्रमल करें और अपने 
भावी जीवन में क्रियात्मक रूप से ईमानदारी, सचाई श्रादि अपनायें । 
अणुनक्नत श्रांदोलन बह आंदोलन है, जिसने दलित, शोधित श्रौर 
पीड़ित--संवको--मानव-मात्र को एक नेतिक दिल्या प्रदान की है। 
आचार्य श्री तुलसी का यह गौरवशाली कदम है ॥” 


3++-+->-+>-मकममम-मभ-म«%कजक 


आयोजन (१२) अशुन्रत सप्ताह 


छुठा दिन 


महिलाओं का दायिल 


१८ विसस्बर १९५६ को “दोवान हाल” से दिल्‍ली प्रदेश काँग्रेस 
सहिला समाज की ओर से महिलाओ में झ्ाचार्य श्री का प्रवचन हुआ । 
बिल्ली की अनेक कार्यकर्नियो के अलावा काँग्रेसाध्यक्ष श्रीढेबर भाई 
भी प्रमुख वक्ता फे रूप मे उपस्थित थे। हाल खचाखच भरा था। दिल्‍ली 
प्रदेश कॉग्रेस महिला समाज की संयोजिका श्रीमती सुशीला मोहन नें 
श्राचार्य श्री के स्वागत से भाषण दिया। 


प्राचार्य श्री ने अपन प्रवचन श्रारम्भ करते हुए कहा--“झाज 
सप्ताह के छठे दिन का कार्यक्रम है। उसका उद्देधय यही है कि श्राज 
जो देश का चारित्रिक वातावरण गन्दा हो गया है, शुद्ध किया जाय। 
जब तक देश का चरित्र ऊँचा नहीं होगा, तब तक सारी विकास 
योजनाएँ बे-बुनियाव होगी। इसोलिए हसने सोचा कि हमें देश में 
चरित्र का वातावरण बनाना चाहिए । बसे तो जिम्मेवार व्यक्ति इस 
विषय में सोचते ही है, क्योकि देश की बागडोर चिन्तक व्यक्तियों के 
हाथ मे है। पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है और इसलिए हमने 
सोचा--यह श्रान्दोलन भ्रब की बार राजघानी में भी विशेष रूप से चलाना 
चाहिए । इसलिए हम राजस्थान से चलकर श्रभी-भ्रभी यहाँ श्राये और 
देश के विश्विष्ठ व्यक्तियों से विचार-विमर्श किया । इसी का यह परिणाम. 
है कि हम जन-जन मे नेतिक जागृति लाने को कोशिश कर रहे हैं । 


हम हरिजनो से गये । हम जेल वासी बन्दियों के बीच भी गये । 


( ८5५ ) 


हमें खुशी हैं कि वहाँ पर श्नेकों वन्दियों ने श्रपने श्रपराघ स्वीकार 
किये श्रौर फिर से श्रपराघ न करने की प्रतिज्ञा की। वहाँ पर मेने 
एक वात कही थी--आज अपराधी कौन नहीं है । सारा संसार मुझे तो 
अपराधी ही दीखता है, ये बेचारे श्रपराघध करते देख लिए गये । श्रतः 
जेल में डाल दिये गये । उनका सुधार भी श्रावश्यक है । 

बहिनो से में कहेंगा--श्रापका सुधार बड़ा महत्व रखता है। 
एक बहिन के सुधार होते का मतलव है, एक परिवार का सुधार, श्रतः 
आपको देझ के नतिक पतन से लड़ने के लिये तैयार रहना चाहिये । 
आप यह कहना छोड़ दें कि हम क्या कर सकती हैं। श्राप तो बहुत्त कुछ 
कर सकती हैं। कई भाई व्यापार में श्रनेतिकता करते हैं । उनसे पुछा 
गया--श्राप श्रनेतिकता क्यों करते हैं ? तब उन्होंने कहा---हम कया करें ? 
हमें श्रौरतें तंग करती हैं। उन्हें. हमेशा नई फैशन चाहिये । नये जेवर 
आर नये कपड़े चाहिये । इसीलिये हमे श्रनेतिकता बरतनी पड़ती है'** 
उनका यह उत्तर सही हो, यह मैं नहीं मानता । पर श्राज हमें उन्हें 
नहीं देखना है । मैंने “सप्रू हाऊस” मे कहा था--श्राज श्रालोचना का 
युग हैं। हर एक दूसरे की श्रालोचना करने को तेयार है । जनता सरकार 
की आलोचना करती है। पर ज्यादातर वही लोग सरकार को फोतसते 
हैं, जो स्वयं रिश्वत देते हैं। इसी प्रकार सरकारी लोग जनता की 
झ्रालोचना करते हैं। श्रष्पापक छात्रो को श्रालोचना करते हैं शौर छात्र 
अपने श्रध्यापकों की । पर शअ्रपनी श्रालोचना कोई नहीं करता । सब 
'दूसरो को श्रालोचना करते हैं। अगर श्रपनी श्लालोचना करें तो देश 
सुन्दर हो जाय । श्राज दूरवीन बनने को पवदयकता नहीं है, आइना 
बनने की श्रावश्यकता है । दृरबीन दूर की चीज़ें देखती है, आइना 
नजदीक की। श्राज श्रपने श्रापको तजदोक से देखने फी श्रावक्रयकता है । 

कई लोग कहते हैं--इस प्रकार व्यक्ति-व्यक्ति के सुधार से सारा 
संसार कव तक सुधरेगा ? पर आप बताहये कि इसके सिवाय परिवर्तन 
का शोर मार्ग ही क्‍या है ? 


( 5६ ) 


आज लाखो आदमी एक साथ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पर मेरा- 
इसमे विदवास नहीं । धर्म-परिवर्तंत इस प्रकार कभी सम्भव नहीं होता । 
एक एक व्यक्ति जब घर्म के महत्व को समझेगा, तब ही वास्तविक 
सुधार सम्भव है। एक एक व्यक्ति से समाज का सुधार होगा श्रौर फिर 
एक एक समाज से एक देश का सुधार होगा और फिर सारे राष्ट्र का । 
क्रान्ति की यह प्रक्रिया है। मकान को एक एक ईद सही होगी तो मकान 
पदका बनेगा । श्रगर ईंटें ही कमजोर होगी तो मकान पक्‍का फंसे बनने 
वाला है। इसी प्रकार यदि राष्ट्र का व्यक्ति व्यक्ति चरित्रवान 
होगा तो राष्ट्र श्रवदय उन्नत होगा । 

अगर आज अहनें यह संकल्प करलें कि हमे फंशन नहीं चाहिये 
हमारे लिये जनता का शोषण नहीं होना चाहिये, तो मे समझता हें, 
यह बहुत बड़ी क्रान्ति होगी ; 

दूसरी बात यह है कि बहनें अपने श्राप मे हीतलता का अनुभव करती 
हैं, पह क्यो ? आप तो महापुरुषों की माताएँ हैं। तब फिर आप मे यह 
कायरता क्‍्यो। बहनें तो पुरुषो से कई बातो में श्रागें हैं। भारत में 
घरित्र का स्थान पुरुषो से बहनो का ऊँचा है। तब फिर अपने शापको 
हीन मानना, क्‍या अ्रपराध नही है ? 

में बहुधा वहनो से यह सुनता हूँ कि उनका श्रादर नहीं होता । पर में 
श्राप से एक वात कहूँ कि आपके पुत्री हो जाये तो श्रापके मन से कित्तनी 
हीन भावना पैदा होती है । राजस्थान मे एक कुप्रथा है कि लड़का पँदा 
होता है तो उसको खुशी में थ.लो बजाई जाती है 'पौर लड़की पैदा 
होती हे तो छाज पीटा जाता है। कहा जाता है--यह पत्थर कहाँ से 
आगया। और भी कितने हीन भाव मन में आते होगे ॥ तो फिर सोचिये 
झापके सन में ही यदि लड़की के प्रति हीन भावना है तो पुरुषो के सन 
तो उच्च भावना होगी ही कंसे ? श्रतः श्राप को स्वयं अपने मन से वह 
दुर्भावना निकाल देनी चाहिये। में समक नही पाया, जबकि दोनों ही 
सृष्टि के श्रंग है, तो फिर उनमें यह भेदभाव क्‍यों ? 


( 5७ ) 


तीसरी बात है--आप सोचती हैं कि हमारा उत्यान पुरुष करेंगे । 
पर यह बात मिराघार है। श्रपना उत्थान व्यक्ति स्वयं करने चाला है । 
कोई किसी का उत्थान नहीं कर सकता । उत्थान श्राखिर है क्‍या ? 
श्रपनी फमियों को दूर किया कि उत्यान हुआ । हमें प्रयति नहीं करनी 
है। केवल श्रपनी दुर्गति को हटा देना है। यही वास्तव में प्रगति है 
और यह किसी दूसरे से होने वाली नहीं है । 

रामायण में सीता जी के लिये कितना सुन्दर उदाहरण है । श्ररण्य 
में छोड़ देने के बाद राम स्वयं सीता फो याद करते हैं। वहाँ कितना 
सुन्दर चित्रण किया जाता है ३-- 

“मतो देण मंत्रीश, सुकाम समारण दासी” 

राम कहते हैँ---सलाह देने के लिये सीता मेरे मंत्री का काम करती 
थो । जब कभी उससे सलाह लेने का काम पड़ता, वह कितनी सुन्दर 
सलाह देती थी। पर वही सीता घर का काम करने के लिये दासी थी ॥ 
श्राज स्त्रियाँ सोचती हैं कि घर का काम करना तो उनका है ही नहीं । 
कई बार हमारो ये बहनें कहती हैं--महाराज सेवा करने की इच्छा तो 
थी। पर करें क्या, साथ में कोई श्रौरत नहीं है । इस प्रद्ध॑ंग पर भुभे 
वह कथा याद श्राती है-- 

“एक व्यक्ति एक सेठ जी के पास गया और फकहा-मभुझे श्रमुफ 
चीज चाहिये । सेठ जी ने कहा---हाँ भाई, वह चीज तो है पर देते 
बाला कोई शक्रादमी नहीं है । वह हसा और कहने लगा--मैं तो श्रापको 
आदमी ही समकझता था। व्यंग को सेठ जी समझ गये ।” 

इसी प्रकार हमारी बहनें कहती हैं--उनके साथ काम काज करने 
के लिये कोई श्रौरत नहों है। तो में समझ नहीं पाया कि श्राप श्रौरत- 
हैं या श्रीर फोई । श्रतः जब तक वबहुनों में स्वावलम्बन नहीं आएगा, 
तव तक वे वास्तविक उन्नति नहीं कर सकेगी । 

इसी प्रकार दहेज-प्रथा के बारे में भी में श्रापसे यह कहूँगा कि 
क्या यह नारी जाति के लिये कलंक की वात नहीं है । रुपये पंसों से भेड़- 


( ८८ ) 


वकरियों फी तरह झ्रो रतो को खरीदना और बेचना क्या शर्म की बात 
नही है। श्राप कहेंगी हम क्या करें, पुरुषो का दिमाग हो ऐसा है। बात 
ठीक है। पर एक बात तो आप कर सकतो हैं--पश्रपने पुत्रों की शादी 
में स्वयं तो कुछ न लें । श्रगर आप इतना भी कर सकों तो नैतिक क्रान्ति 
सें श्राप बड़ा भारी काम कर सकेंगी । 

झाप मेरी भावना को समभें और तदनुकूल जीवन बिताने का 
अग्रास करें ।” 


श्राज के मानव का मुल्य 


फाँग्रेंस के अ्रध्यक्ष श्री ढेवर भाई ने कहा--/हम सबने महाराज 
श्री का प्रदचन सुना। शब्द त सब ही बोलते हैं। पर कितनेक 
शब्दों का ग्ल दूसरा ही होता है । और सचमुच ही आचार्य 
शी ने जो बातें कहीं, वे बड़ी बल वाली बातें हैं। अ्रणुत्रत की बात उनके 
लिये नई नही है । फिर भी वे हमारे बीच आये । इसलिये नहीं कि यहाँ 
आपसे उन्हें कोई स्वार्थ साधना है या इसलिये नहों कि श्रापको अपना 
दिष्य बनाना है *'पर वे हमारी हालत देखकर अनुकम्पा से प्रेरित होकर 
ही यहाँ प्राये है । 
भनुष्य ईब्वर की सबसे बड़ी कृति है। पर मनुष्य ने श्रपतों जाति 
को बिगाड़ने की जितनी हरकतें की है, उतनी शायद किसी ने नहीं कीं । 
गाय, बेल, पत्थर, वृक्ष कोई भी अपने घर्म को नहीं भूले, पर मनुष्य सब 
कुछ भूलकर भ्राज फहाँ पहुँच गया है ? वह मनृष्य जो अपने हाथ से 
सोना निकालता था, आज सोने का गुलाम बन गया है । वह भनुष्य जो 
अपने हाथ से समृद्धि यैदा करता था, श्राज समृद्धि का गुलाम बन गया 
है। वह मनुष्य जो झपने हाथों से अपने पुरुषार्थ से संतार को बनाता 
है, वही भ्राज संसार का गुलाम बन गया है'''ऐसे तो सनुष्य जीवन 
अनूल्य है पर भ्राज वह सबसे सस्ती चीज समक्ता जाता है। 
झाज मनष्य का भूल्य बदल गया है। सुल्यांकन की हृष्दि बदल गई 


( ऊछे ) 


है। कभी मानवता की कद्ग की जातो थी पर श्राज अभिनेता और 
अभिनेत्रियो की क॒द्र की जाती है। 

कनॉट सरकस में एक वार बच्चों, युवको और बुड्डों की भीड़ जमा 
हो गई थी। उसे देखकर किसी ने समझा यहाँ नेहरू जी या कोई दूसरे 
बड़े नेता श्राये होंगे । पर पुछने पर पता चला कि वहाँ तो अभिनेता और 
कई अभिनेत्रियाँ खड़ी थीं। श्रतः लगता है, जीवन आज सुंख्ा हो रहा 
है। हमें अन्दर से प्रेरणा नहीं मिलती । श्रतः चह स्थान-स्यान प्र सिनेमा 
में श्रौर इंसरी जगह मारा सारा भठकता फिरता है। श्राज हमें अवश्य- 


कता है कि हम जीवन को रसमय बनायें और प्रतिपल रस लेना 
सीखें ।” 


आयोजन (१३) अणुब्रत सप्ताह 
सातवां दिन 
पैसे की भूख 


१६ दिसम्बर १९५६ को आहार के पश्चात्‌ दोपहर के दो बजे' 
आचार्य प्रवर विक्रय कर कार्यालय से प्रवचन करने पघारे । जहाँ के सरे 
शक्रघिकारी एवं कर्मचारी एक खुले संदान में इकट्ठ हो गए । लगभग ५०७ 
फी उपस्थिति थी। जेन मुनियों को नजदीक से देखने का उनके'लिए' 
पहला ही अवसर था। उनके चेहरो पर जिज्ञासा ऋलकती थी। 
विक्रप कर झायुक्त श्री डी० डो० कपिल के स्वागत भाषण के बाद 
आचार्य औ्री ने अपने भाषण मे कहा--इूसरो को धोखा देना पाप है 


( &० ) 


किन्तु सबसे बडा पाप है श्रपनें आप को घोखा देना । व्यक्ति दूसरों का 
बुरा करता है पर यह नहीं सोचता कि सबसे ज्यादा बुरा स्वयं का होता 
है। बुरे व्यक्ति से समाज बुरा बनता हैं, बुरे समाज से राष्ट्र बुरा बनता 
है और बरे राष्ट्र का प्रभाव अनेक राष्ट्रो पर पडता है । इसीलिए स्वयं 
की धोखा देने से बचना चाहिए । सेने एक प्रवचन मे कहा था--- 
आपको और संघ को, संसार को धोखा न दो । 
करके कहनी सींक करनी वेग से आगे बढो ॥ 
च्यक्तित जाति व संघ का इससे सदा कल्यारा है ॥ 
जब तक कथनी और करनी मे समानता नहीं झाती तव तक 
पविश्नता नही झ्राती । 
वह मारकीय जीचन है, जिसमे मन-वाण्णो और काया का सासञज्जस्प 
नहीं, श्रात्मविवास नहीं, इंसानियत या मानवता नहीं । 
वह स्वर्गीय जीवन है, जिसमे सत्य, श्राहिसा व प्रेम भरा हुआ है; 
जिसमे आत्म सम्मान है, आत्म निष्ठा है। 
आज सनुष्य की निष्ठा पैसे मे है। वह सुख-सुविधा व विलास 
चाहता है । बिलास पैसे के बिना नहीं श्राता । पैसो का ढेर शोषरा के 
बिना नहीं होगा । इसलिए अपनी बिलास की अ्रभिलाषा को तृप्त 
करने के लिए झोषरा भी करता है। कभी-कभी अपनी सानवत्ता को भी 
बेच देता है। उसे पेसा चाहिए, वह कंसे भी क्‍यों दे मिले वह यह नहीं 
सोचता । उसका ध्यान पंसे पर केन्द्रित है। इसो को बनाये रखने के 
लिये वह ज्यादा व्यावहारिक बनता है। भूठी सभ्यता को भ्रपताने सें 
कभो नही हिचकता । यहीं से बुराई का चक्र घूमने लगता है। घमते- 
घूमते जब वह व्यक्तियों को जीशॉकाय बना देता है, तब त्रत्तो की बात 
याद श्राती है । उसके चिन्तन के प्रकार में एक मोड़ आता है और वह 
भोग से त्याय की ओर मुडता है। महात्रतो को बह श्रपना नहीं सकता । 
अगुन्नतो की और गति करता है । 
अतिभोग विनाश का कारण है और भ्रति त्याग (महाव्रत) व्यापक 


( ६१ ) 


नहीं हो सकते । श्रणुत्नत बीच का सार्य है, सध्यम प्रतिपदा है'। वे 
छोटे-छोटे व्रत्त व्यापक चन सकते हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति भी 
इन्हें अपना सकता है । 

विशिष्ठ भ्रगुत्तती किसी भी फर की चोरी नहीं करता। राज्य- 
निषिद्ध वस्तुओ का व्यापार नहीं करता। कठ-तोल-माप नहीं करता, 
जीवन को आडम्बर युक्त नहीं कर सकता । इस प्रकार जीवन का प्रत्येक 
क्षेत्र पचित्र बनता चला जाता है और जीवन सुखी व भारमुकत हो 
जाता है । 

में आपसे भ्रनुरोध करूँगा कि श्राप श्रणुव्रतो को समझे । प्रवेशक 
अणुन्नती, अ्रणुत्नती या विशिष्ट श्रणुत्रती इन तीनो मे से किसी भी श्रेणी 
से भ्रयनी शक्ति के श्रनुसार सहयोग दें । ब्रत्तो से घबराएँ नहीं । 

प्रदनोत्तरो का भी कार्यक्रम रहा । ब्नतों का वाचन हुआ्ला। विक्य 
कर कार्यालय में प्रवचन कर श्राचार्य श्री मिनर्वा पधारे। उस समय 
राजस्थान के राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहालसिह दर्शनार्थ श्राये । 
लगभग २० मिनट तक वातचीत हुई । उन्होनें कहा--अब में आपके 
राजस्थान में क्रा गया हूँ ॥ यदि संभव हुआ तो मर्यादा महोत्सव पर 
सरदार बाहर भ्रा सकूंगा । 


आयोजन (१४) 


आत्मतत्त्व का बोध 


१६ दिसम्बर १६५६ को अपराह्त मे दूसरा कार्यक्रम वकील-संछ 
की श्रोर से श्रायोजित किया गया । 

सर्वे प्रथम मुनि श्री नगराज जी ने परिचयात्मक भाषण दिया। 
वकील-संघ के अ्रध्यक्ष श्री राधेलाल श्रग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया । 
तदनन्तर आचार्य श्री ने प्रचचन आरम्भ करते हुए कहा--“अ्रज सप्ताह 
का श्रतिम दिन है । जहाँ पिछले दिनों विद्याथियो, श्रध्यापकों, हरिजनों 
तथा श्रन्यान्य वर्गीय लोगों के बीच इस नैतिक निर्माणकारी आन्दोलन 
का कार्यक्रम चला, वहाँ आज विज्षिष्ड बौद्धिक क्षेत्र के लोग--श्राप 
बकीलो, जजों एवं मजिस्ट्रेटों के बीच यह कार्थेक्रम रखा गया है, जिसे 
में श्रावइ्यक समभता हूँ । 

हम जिस देश में रहते है, उसे पृण्यभूमि कहा जाता है। आप 
कहेंगे--क्यो ? यहाँ पर सत्य और अहिसा की जगमसगाती ज्योति निरंतर 
जलती रहती है । दूसरे देशों को इसने सत्य और अहिसा का पाठ 
पढ़ाया । यहाँ पर विध्वेसात्मक शस्त्रों का भ्न्वेषण नहीं हुमा, यहाँ को 
गवेषणा से श्रात्म-तत्व प्राप्त हुआ है । पश्चिम सें एटसबस और हाई- 
ड्रोजन बस का आविष्कार हुआ, वहाँ हमारे ऋषियों ने सत्य और 
आअहिसा का आविष्कार किया। केवल यह कहने भर के लिए नही, 
उन्होने श्रपने जीवन में उत्तारा भी । श्रतएवं यह कहा गया है--- 

एतद्देश प्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्‍्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ एुथिव्यां सर्वभानवाः॥। 

भ्र्यात्‌ संसार के लोगो को नीति और चढक्वित्र को दिक्षा लेनी है 
तो वह ज्ञानी और सच्चरित्र भारतीय से ले। यही कारण है, भारत 
नें संसार का श्राध्यात्मिक और नैतिक नेतृत्व किया था, पर श्राज 


( छ३ ) 


खेद है कि भारत में बाहर से लोग नीति की शिक्षा बेने श्राते हैं। कोई 
भी आये, उसकी हमें शिकायत नहीं । भारतीय संस्कृति ने वन्धु होकर 
रहने वालो का हमेशा स्वागत किया है। पर वास्तव में जो भारतीय 
होगा, उसके मन में दुःख होगा कि श्राज भारत की क्‍या वशा हो 
गई है ? मे जानता हैँ कि श्ञाज भारत मे ऊँची ऊँची शिक्षाएँ चल रही 
हैं, पर इसके साथ-साथ यह भी जानता हूँ कि शक्राज भारत से आत्म- 
निरीक्षण की भावना बहुत कम हो गई है। हर कोई इसरो को बुरा- 
अला कह देगा पर अझपना आत्स-निरीक्षण करने को कोई तैयार नहीं । 
दर्शन केवल शिरस्फोटन के लिए नहीं है, चह देखने के लिए है, श्रपने 
आपको देखने के लिए है । भ्रतएव भारतीय ऋषियो ने कहा है-- 
#अ्रप्पाचिव दमेयत्वो, अ्रप्पाहु खलु दुद॒दसों । 
भ्रप्पादंतो सुही होई, भ्रस्सि लोए परत्थए... 
आत्मा का-अपने झ्रापका ही दमन करना चाहिए । भ्रात्मा निश्चय 
ही दुर्दभनीय है। जो अपने श्राप का दसन करता है, अपने श्राप को 
संयत बनाता है, वह इस लोक मे श्रोर परलोक मे सुखी होता है । 
दूसरों पर अनुशासन करने के लिए सब तैयार हैं, पर अपने पर 
कोई नहीं करता । वह विद्या ही क्‍या है जिससे इतना भी घ्यान न 
आए कि इूसरो को पीड़ा नहीं देनी चाहिए ? भारतीय संस्कृति में 
कहा है।--- 
£बर मे अप्पादंतो, संजमेण तवेण य... 
माहं परेंह दस्मंतो, बंधर्शोहि बहेहि य। 
अर्थात्‌ अच्छा हो अपने नियमो से हम अपना कट्रोल करें । 
सत ना इूजें वथ वन्धत से मानवता की शान हरें ॥ 
बहुत से लोग मौत से घबराते हैँ । पाँच क्षण के लिए भी दवाइयाँ 
लेकर जीवन की याचना करते रहते हैं। पर हमारे शास्त्रों मे बताया 
गया है-“मौत से लड़ो” जब तुम और काम करने से समर्थ नहीं रहो, 
सब अनहान कर अपने दरीर का त्याय करदो | 


( डे ) 
श्रणान्षत का सागे 


महात्रत की तो कल्पना ही ज्ञायद आप लोगो के लिये मुश्किल हो 
जायेगी । जीवन भर पेदल चलना, अपना बोक स्वयं उठाना, चिकित्सा 
भी डाक्टर से नही करवाना, नौकर-मजदूर नहीं रखना, भोजन आदि 
के लिये किसी को तंग नहीं करना, केशलु चन करना, रात को कुछ भी 
नहीं खाना, न कुछ भी पीना । प्राण चले जायें पर प्रण नहीं जाये-- 
यह साथुत्व का आदर्श है । पर श्रणुत्रत तो मध्यम मार्ग है। उससें न तो 
इतना बडा त्याग है और न बहुत ज्यादा भोग के लिये छूट ही है । 
भोगो का नियंत्रण यर्थाशक्य करते रहो, यही इसका संदेश है। इसलिये 
यह प्रत्येक के लिये ग्रहण करने योग्य है। श्राप भी इसे ग्रहण कर 
सकते हैं । 

झाज लोगो में धर्म से श्ररुचि हो गई है । विशेषतः शिक्षित बर्ग तो 

घर्म को अफीम तक कह वेते हैं। पर यह निरपेक्षता क्यो हुई ? क्योकि 
धर्म केवल धर्म स्थानों तक ही रह गया । जीवन-व्यवहार मे वह नहीं 
उत्तरा । श्राज भी बाजार और कचहरी मे, जीवन-व्यवहार में धर्म को 
भुला दिया जाता है। इसी कारण धर्म बदनाम हो गया । पर वह क्या 
घर्म जो केवल धर्मस्थानों में ही किया जा सके । उसकी हर क्षेत्र में 
झावश्यकता है । वकालत में भो ईमानदारी की बड़ी श्रावश्यकता है । 
वकालत में निष्ठा यह हो कि वह केवल अपने लाभ के लिये ही 
नही की जाय । इसका अर्थ यह हो कि असलियत बताये । सच्चे को 
भूठा और भूठे को सच्चा बताना चकालत नहीं है, धोखा है, हमारे 
ऐसे वकील अणगुव्नती भी हैं, जो कभी भूठा मामला नहीं लेते । भूठे 
गसनाह तैयार नहीं कराते । आप कहेंगे यह तो मुश्किल है। हमारा 
बकालत का धंघा ही ऐसा है कि हमे सच-भूठ करनी ही पड़ती है। पर 
यह बात तो सबके लिये वरावर है। एक व्यापारी के लिये भी यही कठिनाई 
“है । वह कहेगा--मिलावदट किये बिना काम ही नहीं चलता । इसी 


( &€४ ) 


प्रकार की समस्या मिनिस्ठरो के भी सामने हो सकती है । चैचय, डाक्टर, 
भी तो यही कहेंगे । परन्तु यह वचाव अ्रवैधानिक है । श्रतः मैं श्पसे भी 
यही कहूँगा कि जब तक आप नैतिकता के इन स्थूल ब्रतों को नहीं श्रपना 
लेते तब तक भानवता श्रापसे बहुत दूर रहेगी। श्राज हम आत्मा, परसात्मा 
और पुनर्जन्म की बातो को छोड़कर कम से कम व्यवहार की इन छोटी 
छोटी बातो पर तो ध्यान दें । 

आप पूछेंगें--यह झान्दोलन किसका है ? उत्तर है-- सबका है 
और इसीलिये श्रापका भी हुँ । यह सर्वे धर्म समन्वय की भावना को लेकर 
चलता है । अत, किसी घ॒र्म सम्प्रदाय विज्येष का नहीं है । 

अगणुत्रत-आन्‍न्दोलन की हृष्टि है--जीवन के मूल्य बदलो । श्राज तो 
घन औझौर सत्ता का महत्त्व बढ़ गया है, यह गलत बात है। जैसे दवा 
रोग मिटाने के लिये ही दी जाती है, उसी प्रकार धन केवल जीवन- 
निर्वाह के लिये हूँ, दूसरों पर प्रतिष्ठा जमाने के लिये नहीं ॥ प्रतिष्ठा 
आझौर अणुक्षत दोनों एक साथ नहीं चल सकते । श्रणुद्गत्तों की हृष्टि 
से ऊँचा वह है जो चरित्रवान्‌ हैँ । 

आप कहेंगें--हजारों वर्ष हो गये, उपदेश होते श्राये हैं॥ भगवान्‌ 
भहावीर आये, बुद्ध आये, महात्मा गाधी आये । उन्होंने श्रपना अपना 
उपदेश दिया । पर क्या बुराद्याँ संसार से मिट गईं ? श्रापका कहना 
ठीक है । पर मे तो कर्मवादी हूँ । कर्म को सानता हूँ । कितना छोता है, 
इसकी मुझे परवाह नहीं। काम्र करना हमारा कर्सव्य है । जितना भला 
हीता है; उतना श्रच्छा है, उसे बुरा नहीं कहा जा सकता | 

हंस भी अ्रपनी क्षमता के अ्रनुसार काम करते हैं । विश्व कबि टेगोर 
ने एक जयह कहा है--- 

“सुर्य छिपने लगा, अंधेरा होने लगा। सुर्य बोला--मे तो चला 
जा रहा हूँ । पोछे से अधेरा न हो जाय, कौन प्रकाग करेगा ? टिमटिसाते 
दीपक ने कहा--मै जो हूँ, श्रपनी शक्ति के अनुसार- प्रकाश करूँगा ।” 

उसी प्रकार अपनी शक्ति के श्रवुसार हम काम करते हैं। हाँ, इसमें 


( ६६ ) 


आपका सहयोग अपेक्षित है । अ्रकेला मै क्या कर सकता हूँ । श्री नेहरूजी 
से भी मैने कहा--क्या आपका सहयोग इसमे श्रपेक्षित नही है ? 

उन्होने पुछा--कसा सहयोग ? 

मैने कहा--हम राजनैतिक सहयोग नहीं चाहते । 

उत्होते कहा--मैं तो राजतदीति में रचा-पत्ा व्यक्ति हूँ । मेरा 
सहयोग आपके क्या काम आयेगा ? 

सैदे कहा--पर में तो राजनैतिक जवाहरलाल का सहयोग नहीं 
चाहता... मे तो व्यक्ति जवाहरलाल का सहयोग चाहता हूँ । 

उन्होंने कहा--वह सहयोग तो हूँ ही । 

सें इस सावना को शुभ-सूचक मानता हूँ । अतः इसी प्रकार आप 
लोगो से भी कहूँगा कि आप अपना सहयोग हमें दें । 

उपस्थित वकीलो की संख्या १२४५-१४५० थी । श्रौर भरी जज, 
प्जिस्ट्रेट व अनेक सम्भ्रान्त मागरिक उपस्थित थे। प्रवचनोपरान्त 
प्रबनोत्तर भी हुये। सभी ने पूरा पुरा रस लिया । 

प्रइनोत्तर 

प्र० हम कास फरते हैं, यह करने वाला कौन है ? 

उ० आत्मा। दूसरे शब्दों से जो अ्रहं का बोध करता है, चही तत्त्व 
काम भी करता है। 

प्र० क्या श्रहकार आत्मगुरण है ? 

उ० नहीं, चह आत्मा की डुष्प्रवृत्ति है, 

प्र० शरीर मे आत्मा का वास कहाँ है ? 

उ० सारे ही शरीर से । जिस प्रकार तिलों से तेल सभी जगह 
व्याप्त रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी सारे शरीर मे व्याप्त है। 

, #० आत्मा क्‍या है ? 

£ 3० चेंतन्य गुण युक्त पदार्थ आत्मा है। 

प्र० “में यह कहता हूँ--यह जो हमे बोध होता है, क्‍या यही 
आत्मा है ? 


( €७ ) 


उ० हाँ, यह श्रात्मा का एक गुण हैं। उसमे और सी श्रनेक गुण 
हैँ जैसे श्रवण, दर्शन आदि । 

प्र० कर्स करने में आत्मा स्वतंत्र है या परतंत्र ? 

उ० स्वतत्र भी है और परत्ंत्र भी । 

प्र० आप अहिसा का प्रचार करते हें। पर कमजोरों से उसके प्रचार 
की क्‍या झ्रावश्यकता है ? अ्रहिसा के कारण ही तो भारत गुलाम हुआा 
था और आज भो वह पुरा सवाक्त नहीं है। अतः पहले भारत को 
बलवान होने दीजिये, फिर अरहिसा का प्रचार कीजिये । 

उ० में कायरता को अ्रहिसा नहों मानता । डर कर छुपने वाला 
यदि अपने को अ्रहिसक कहे तो सें उसे प्रथम दर्जे की कायरता फहता 
हैँ । क्रौर शञाज श्रगर हम हिसा का प्रचार करने लगेंगे तो समूचा संसार 
बया जगल नहीं हो जायेगा ? श्रणुत्षतो का मतलब यह तो नहीं हूँ कि 
श्रपनी रक्षा मत करो । उसका मतलब तो है--कम्र से कम इसरो पर तो 
प्रहार मत करो । 

प्र० श्रणुन्नत का अर्थ है--नैतिकता का प्रसार । इस ओर सर्वोदिय 
काम कर ही रहा है तो फिर उसके होते श्रणुत्नतो की क्या अ्रावश्यकता 
हुई ? 

3० प्रत्येक श्रानदोलन की श्रपनो श्रपनी सोमारयें हुआ करती हैं। 
भरत, श्रणुब्नत-आ्र।न्दोलन की भी श्रपनी स्वतन्न सीमा है। सर्वोदिय केचल 
नैतिक ही नहीं है, वह श्राथिक भी है। पर श्रणुश्रत विशुद्ध नैतिक हो 
है। एक डाबटर सदर प्रकार फी चिकित्साओ्रो में निपुण है, फिर भी 
स्पेशलिस्ट (विशेषज्ञ) डाक्टरों की आवश्यकता होती है । 

प्र० श्रणुव्रतों मे जो बातें बताई गई हूँ, वे वेदों, उपनिषदों श्रादि 
घमंग्रन्थों मे पहले ही बताई हुई हे तो फिर श्रणुत्रत की क्या श्रावक्घकता 
है ? श्रावश््यकता तो ऐसे व्यक्तियों की है, जो श्रपने जीवन से इन सब 
बातों का आचरण कर सकें ? 

उ० में यह कब कहता हूँ कि यह नया है । पुराने शास्त्रों मे जो 


( ६€ंप ) 


अच्छी अ्रच्छी बातें हैं, उनका श्राज के थुग की हृष्टि से सैनें चुनाव 
किया है। वैसे शास्त्रों में है तो सब कुछ, पर लोग श्राज उसे भूल गये। 
अतः अणुव्रतों के माध्यम से हम लोगो को उस श्रोर श्राकृष्ट करने का 
प्रयास करते हैं . - 

ऐसे व्यक्ति एक-दो नहीं, अनेक हैं जिन्होंने ब्लेक मार्केटिय के 
जमाने मे भी ब्लैक सार्केह नही किया, भूठो साक्षी नहीं दी । वे सारे 
श्रणुक्तती हैं। और आ्राप भी तो बसे बन सकते हैं । 

प्र० कया दिल्‍ली से भी ऐसे व्यक्ति हैं ? 

3० हों, एक नहीं, दसो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे । 

बकीलो के लिये इस तथ्य को स्वीकार करने के श्रलावा कुछ श्रवशषेष 
था ही नही । 


कार्यक्रम साननद सम्पन्न हुआ । 


आयोजन (१५) 


आज के व्यापारी 


राष्ट्रीय चरित्र निर्माण श्रणुत्रत सप्ताह के श्रंतर्गत ता० २० दिसंबर 
को प्रातः & बजे दिल्‍ली मर्केल्टाइल एसोसियेशन की ओर से आचार्य 
श्री के सान्निध्य में व्यापारों सम्मेलल का श्रायोजन रखा गया, जिसमे 
दिल्‍ली तथा भअ्रन्यान्य स्थानों के विभिन्‍न क्षेत्रीय व्यापारी बड़ी संख्या में 
उपस्थित थे। भारत के वाणिज्य मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने प्रमुख 
वक्ता के रूप में भाग लिया । 


आचार श्री ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा-- 


( ६€६ ) 


“वैसा जीवन का चरम साध्य नही है। वह सामाजिक जीवन का साधन 
कहा जा सकता है | पर कहते खेद होता है - श्राज स्थिति कुछ ऐसी बन 
गई है कि पैसा जीवन के लक्ष्य स्थान पर श्रारूढ हो गया है | पैसा जब 
एक मात्र ध्येय वन जात्ता है, तब उसका श्रर्जत करते समय न्याय- 
अन्याय, ओऔचित्य श्रनौचित्य का ध्यान कोई रख सके, यह संभव नहीं 
है । इससे शोषण बढता है, स्वार्यपरता बढती है, फलतः जीवन गिरता 
हैं, उसका झात्म बल शोर सत्यनिष्ठा डगमगा जाती है। श्रव मैं सध्यम 
श्रेणी के, कुछ भ्रणुत्नतियों को यह कहते सुनता हूँ कि अ्मुक व्यापारी के 
यहाँ नौकरी के लिये जाने पर उन्हें जवाब मिला कि व्यापार से झूठ से 
परहेश् करने वालों की उनके यहाँ क्या उपयोगिता ? यह श्राज के 
व्यापारी मानस का चित्र है। पर में कहना चाहूँगा--यहू उनकी श्रांत 
घारणा है । यह कायरता है। व्यापारी अपने जीवन मे सत्य की जितनी 
श्रधिक सन्धि पेश करेंगे, उनका जीवन उतना ही ऊँचा उठेगा। व्यापारियों 
को प्रतिष्ठा जो श्राज घटती जा रहो है, पुन. कायम होगी। वे सब तरह 
से लाभ मे होंगे। वास्तव में सत्य श्रौर ईमरानवारों व्यापारी जीवन का 
भूषण है । 


व्यापारियों की प्रतिष्ठा 


केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने अपने भाषण से 
कहा--“आाज व्यापारी की इज्जत ठीक नहीं है, ऐसा श्राम तौर से कहा 
जाता है। पर व्यापारी ही कमजोर है, और सब ऊँचे हैं, में इसे ठीक 
नहीं मानता । समाज तालाब के पानी जँसा है | समाज के एक कोने का 
पानी खराब हो, इसरे का श्रच्छा, ऐसा नहीं हो सकता । बात यह है, 
व्यापारी के पास पैसा होता है, वह ऊँचा माना जाता है। जो ऊपर के 
तबके के लोग होते है, पैसे श्रादि को दृष्टि से जो ऊँची स्थिति मे होते हैं, 
उनकी शोर सब की हृष्टि जातो है । सब को उनसे आशा रहती है, 
इसीलिये उनकी आलोचना होती हैं। उनको चाहिये कि थे ऊपर की 


( १०० ) 


स्थिति के लायक बनें, वे गुणो ,! चे बनें। नैतिकता की बुनियाद 
सचाई है। यह मनुष्य का स्वभाव है। झूठ क्‍या है, श्न्दर से झट 
मालूम हो जाता है, मर उसे हम रोकते जाते हैं। भूठ की आदत पड़ 
जाती है, सचाई के प्रति निष्ठा कम हो जाती है। हर एक व्यक्ति को 
उससे (भूठ से) बचने की कोशिश करनी है। श्रन्यान्य पेशो की तरह 
व्यापार भी जीवन चलाने का एक पेशा है श्रौर वह॒ एक जरूरी काम 
है। यदि वह न हो तो लोगो को चीज कंसे मिले? पर वह झूठ के 
बिना नहीं चल सकता, ऐसा कहने वालो को भरोसा नही है, धर्म पर, 
सचाई पर । श्राज केवल व्यापारी ही नहीं हर एक झादमी चाहता है, 
उसे जीवन के साधन श्रधिक से श्रधिक प्राप्त हों--मोटर गाड़ी उसके 
पास रहे, मुलायम कपड़े उसे मिलें, खाना अच्छा मिले, चाहे पचे या 
नहीं । यह सब इसलिये कि उसका दिसाग कुछ ऐसा वन गया है, वह 
सुविधा और श्रारास चाहता है, इसलिये बह पंसे के पीछे पड़ा है। पर 
ध्यान रहे भोग से श्रादमी कभी तृप्त नहीं होते, उससे तो दुःख बढ़ता 
है । व्यापारी भाई इतना समझ लें, यदि वे सच का व्यवहार करेंगे 
तो पैसा तो उनको मिलेगा और जीवन भी उनका ऊँचा होगा । यदि 
सत्य को छोड़ा तो जीवन तो गिरेगा श्रौर पैसा भी नही रहेगा ।” 

प्रस्तुत आयोजन मे पूना के सर्वोदियवादी विचारक श्री रिषभदास 
रांका ने श्री मोरार जी देसाई के परिचय मे भाषण द्विया। दिल्‍ली 
सर्केन्टाइल एसोसियेशन के अ्रध्यक्ष रायसाहिव श्री गुरुप्रसाद कपुर ने 
समागत अतिथियों का स्वागत किया तथा श्री छुगनलाल शास्त्री ने 
अणुन्नत सप्ताह के कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। 

दोपहर मे दो दर्जे लक्ष्मी हायर सेकेण्ड्री स्कूल की लगभग ३०० 
छात्रायें श्राचार्य श्री का संदेश सुनने को नया बाजार झाईं | श्रध्यापि- 
कार्ये भी साथ थीं। 

आचाय॑ श्री ने उन्हें जीवन उत्थान को प्रेरण! देते हुए बताया कि 
वे विवेक, विनय और नम्नता जैसे सद्गुणो का संचय करें। बाहरी साज 


( १०१ ) 


सज्जा शौर दिखावे में न भूल वे श्रातरिक सौन्दर्य की साधना करें ४ 
आतरिक सौन्दर्य का श्र्थ है--सयम, सादगी और सच्चरित्रता । 


आयोजन (१६) गे 


चुनावों में चरित्र शुद्धि 


आगामी देहाच्यापी श्राम चुनावों से श्रनेतिक झौर अ्रनुचित 
प्रवृत्तियों का समावेद्र न हो, इस लक्ष्य से आचार्य श्री के सान्तिध्य में 
२२ दिसंबर १६५६ को कास्टीट्यूबान क्लब, कर्जेन रोड, नई दिल्‍ली में 
श्रखिल भारतोय राजन॑तिक दलो के नेताओं की एक सभा का आ्रायोजन 
रखा गया जिसमें चुनाव मुख्यायुक्त श्री सुकुमारसेन, काँग्रेस श्रध्यक्ष श्रो 
गरृ० एन० ढेवर, साम्यवादी नेता क्षी० ए० के० गोपालन, प्रजा समाज- 
दादी नेता आ्राचार्य जें० बी० कृपलानी श्रादि देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ 
उपस्थित थे ! 

श्राचार्य श्री ने श्रपने संदेश से कहा--/ मनुष्य ने जब से संगटित 
रूप में रहने की सोची किसी व्यक्ति को अपना नायक चुना । उसका 
सीमित क्षेत्र था कुल या परिवार जिसका नियंता कुलकर कहा जाता 
था। यह व्यवस्था शासन सूत्र मे गणतन्त्र के रूप में परिव्याप्त थी । 
प्राचीन भारत के मल्लि शौर लिच्छधि गणततन्त्र इसके उदाहरण हैं । 
समय ने पलठा खाया, जन साधारण से मिलने वाली प्रभुसता का 
अधिकारी एक व्यक्ति बन बैठा, एकतन्त्र चला। जहाँ व्यक्ति एकाकी 
अपने स्वार्थ श्रौर हित साधने से लग जाता है, वहाँ जनहित गोौण हो 
जाता हैं। एकतन्त्र ने इतनी गहरी जड जमाई कि राजा को ईइवर का 


( १०२ ) 


खवतार माना जाने लगा । युग ने करवट ली, भारत मे राजतंत्र मिटा, 
विदेशी हकूमत हटी, स्वतत्रता श्राई, जनतांत्रिक श्राधार पर इसकी 
शासन व्यवस्था शुरू हुई । आप जानते है जनतंत्र का श्राधार है जन- 
जन । उस व्यवस्था का प्रकार चुनाव है। यदि चुनाव मे श्रनेतिकता 
और प्रन्याय का समावेश रहे तो उससे फलित होने बाला जनतंत्र शुद्ध 
नही हो सकता । जैसा कि प्रणुत्रत श्रांदोलन का लक्ष्य है--लोक जीवन 
में मैंतिक प्रतिष्ठा और चारित्रिक जागृति लाना, चुनाव कार्य में भी इस 
शुद्धिमुलक भावना का प्रसार हो, एकमात्र इसके लिये हमारा यह 
प्रयास है। हमारा किसी दल, पार्टी व पक्ष से कोई संबंध नहीं है । 
अध्यात्म प्रेरणा श्रौर सत्य निष्ठा जागृत करना हमारा कार्य है। 

यह किसी से छिपा नहीं है कि चुनाव कार्य मे कितनी श्रशुद्धि श्रौर 
श्रनेतिकता छाई हुई है । दलगत और व्यक्तिगत स्वार्थ से मनृष्य इस 
कदर घिर जाता है कि वह सत्य, न्याय और जनसेवा से पराड्मुख होने 
लगता है। जनतंत्र के मूल श्राधार चुनावों मे से श्रनेतिकता दूर हो सके, 
इस हृष्टि से उम्मीदवारों, मतदाताझों व समर्यकी आदि के लिये कुछ 
नियम प्रस्तुत करता हूँ। 


उम्मीदवारों के लिये नियम 


(१) रुपये-पेसे व अ्रन्य अ्वेध प्रलोभन देकर मत ग्रहण नहीं 
करूँगा । 

(२) किसी दल व उम्मीदवार के प्रति मिथ्या, अ्बलील व भह्दा 
प्रचार नहीं करूँगा । 

(३) घसकी व श्रन्य हिसात्मक प्रभाव से किसी को मतदान के लिये 
प्रभावित नहीं करूँगा । 

(४) सत-गणना से परचियाँ हेर-फेर करवाने का प्रयत्न नहीं 

- करेंगा । 
(५) प्रतियक्षी उम्मोदवार और उसके मतदाताओं को प्रलोभन व 


( १०३ ) 


भय आदि दिखा कर तथा शराव आदि पिलाकर तटस्थ करने का प्रयत्न 
नहीं करूँगा । 
(६) दूसरे उम्मीदवार या दल से प्रर्थ प्राप्त करने के लिये उम्मीद- 
बार नहीं बन गा । 
(७) सेवा भाव से रहित फेवल व्यवसाय वुद्धि से उम्मीदवार नहीं 
बनू्‌ गा । 


(८) प्रनुचित व श्रवंध उपायो से पार्टो टिकिद लेने का प्रयत्त नहीं 
करंगा। 


मतदाता और समर्थक के लिये नियस 

(१) रुपये पँसे श्रादि लेकर या लेने फा ठहराव कर भतदान न 
करूँगा झौर न करवाऊँगा । 

(२) किसी उम्मीदवार या दल को भूठा भरोसा न दूंगा श्रौर न 
दिलवाऊँगा । 

(३) जाली नाम से मत्तदान न करूगा । 

(४) श्रपने पक्ष या विपक्ष फे किसी उम्मीदवार का श्रच्छा या 
बुरा अ्सत्य प्रचार न करूंगा श्रौर न करवाऊंगा । 


राष्ट्र के नेता इन पर विचार करें श्रीर इनके व्यापक भ्रसार का 
प्रयास करें ।” 


चुनाव मुख्यायुक्त द्वारा समर्थन 

चुनाव मुध्यापुक्त श्री सुकुमारसेन ने अपने भाषण में कहा--- 
“श्राचार्य श्री तुलसी ने जैसा अपने भाषण में बताया, श्राज के श्रायोजन 
का उद्देश्य है--चुनावों मे भ्रपचित्रता न रहे इसका प्रसार करना। मुझे 
बहुत प्रसन्‍तता है कि सब राजनतिक वलो के नेता इसमे सम्सि- 
लित हुये हैं । हमारे देश मे ब्रिटिश हकूमत के समय भी चुनाव होते ये 
पर तव हमारी हालत मालिकों की नहीं थी। श्राज हमारी हालत 
मालिकों की है। हमारे ऊपर भारी जिम्मेवारी है । चुनावों मे हमारे देश 


( १०४ ) 


के वे आदर्श प्रतिबिम्बित हो, जिन्हें हम सदियों से मानते आर रहे हैं । 
ग्राचाय॑ भी ने जो नेतिकतासूलक नियम प्रस्तुत किये हैं, उन्हें बार-बार 
दुह्राया जाये । जनता के सामने प्रतिज्ञा की जाय ताकि जनता के 
सास्निध्य मे उन मे शक्ति पैदा हो । प्रतिज्ञायें तोडने के लिये नही, पालने 
के लिये की जाएँ । जो नियम श्राचार्य श्री ने रखे हैं, मैं उनमें दो बातें 
झौर जोड़ दे का तिवेदन करूगा। 

(१) मतदाता यह प्रतिज्ञा करे कि भें घोट श्रपने श्रन्तरतम की 
आवाज के श्नुतार दूं गा, देश के लाभ को सोचते हुये दूंगा । 

(२) मैं किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट नही हूं गा, जिसने उस्मीद- 
बार के लिये निर्धारित उक्त नियम नही लिये हो १ 

से आशा करू गा, हर पार्टी इन आद्शों को ध्यान से रखेगी । 


श्री ढेबर का कथन 

कांग्रेस भ्रध्यक्ष श्री यरृ० एन० ढेंबर ने कहा--“सनुष्य की कोई 
प्रवृत्ति ऐसी न हो, जो उसे ण्रिाने वालों हो। हमारे उद्देश्य भी शुद्ध 
हो, साधन भी शुद्ध हो । शुद्ध उद्देश्य को हासिल करते के लिये भशुद्ध 
साधन का प्रयोग हुआ तो व्यक्ति को तो नुकसान होता ही है, देश को 
भी उससे नुकसान होता है। गलत रास्ते से कोई शन्रच्छा काम हो नही 
सकता । यह जरूरी है कि चुनावों मे इस ओर पूरा ध्यान रहे। मै 
आचार श्री को विश्वास दिलाता चाहूँगा कि इस ओर हमारी जो जिस्मे- 
बारी है, उसे तथा बुनियादी बातो को समभते हुए सहयोग करेंगे ।” 


साम्यवादी नेता का सतत 
साम्यवादी चेता श्री ए० के० गोपालन ने अपने भाएण में कहा-- 
“यह अत्यन्त श्रावव्यक है कि चुनावों में पवित्रता और निष्पक्षता रहे | 
कही ऐसा न हो कि चुनावों मे वोट पाने को गरज से उस्मीदवार इन 
प्रतिज्ञाओं को ले ले । जो प्रतिज्ञायें ले, वह निभावे भी । रुपयो के लिये 
चोट देना सचसुच एक कलंक है। ये नियम चुनावों में पविन्नता लाने वाले 


( १०५ ) 


हैं। यदि में श्रपनी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ गा तो इस नियंमों के 
यालन की प्रतिज्ञा करता हूं ॥ मेरी पोर्टो मे यदि कोई विपरीत बात 
देखें तो में कहुँगा---वह हमे बताये, हम उसको रोकते का प्रयत्न करेंगे । 
मेरा एक सुझाव भी है कि जिस तरह उम्मीदवार व मतदाता के लिये 
प्रतिज्ञायें रखी गई हैं चंसे ही चुनाव विभाग के अधिकारियो के लिये 
भी नियम रखें जावें कि वे भी सचाई भर नेतिकता का व्यवहार 
रखेंगे ।” 
आाचाय कृपलानी का श्रभिमत 

प्रजा समाजवादी नेता भ्राचार्य जे० बी० कृपलानी ने अपने भाषण 
में कहा--“जहाँ उम्मीदवार व सतदाता के लिये नियम रखे गये हैं, 
एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बरों के लिये भी नियस रखे जायें, क्योकि 
टिकट तो वे ही देने वाले हैं, उसी तरह मंत्रियो के लिये भी नियम रखें 
जाने चाहियें कि वे सरकारी साधनो का चुनाव मे उपयोग न करें ।” 

श्र० भा० अणुत्रत समिति के मंत्री श्री जयचन्दलाल दफ्तरी ने 
समागत नेताओं एवं प्रन्य महानुभावों के प्रति झ्रभार प्रदर्शन किया। 
श्री छगनलाल शास्त्रों ने श्राज के कार्य क्रम पर प्रकाश डाला । 

चुनाव शुद्धि नियम 

चुनाव संबंधी नियम परिवर्तन-परिवर्धन श्रादि के पश्चात निम्नांकित 

रूप में देश में सर्वेत्र प्रसारित हुए-- 
उम्मीदवारों के लिये नियम 

(१) उपये-पंसे व श्रन्य अवेध प्रलोभन देकर सत ग्रहण नहीं 
करूँगा । 

(२) किसी दल व उम्सीदवार के प्रति मिथ्या, श्रतलोल व भट्दा 


प्रचार नहीं करूँगा । 
(३) घसकी व श्रन्य हिसात्मक उपाय से किसी को मतदान के लिये 


अभावित नहीं करूँगा । हक 


( १०६ .) 


(४) मतगणना में पचियाँ हेर-फेर करवाने का प्रयत्न नहीं करूँगा । 

(५) प्रतिपक्षी उम्मीदवार और उसके मतदाताओं को प्रलोभन व 
'भय झादि दिखाकर तथा शराब श्रादि पिलाकर तदस्थ करने का प्रयत्न 
नहीं करूँगा । 

(६) दूसरे उम्मीदवार या दल से श्रर्थ प्राप्त करने के लिये उम्मीद- 
चार नहीं बनू गा। 

(७) सेवा-भाव से रहित केवल व्यवसाय बुद्धि से उम्मीदवार नहीं 
बनूंगा । 

(८) श्रनुचित व श्रवेध उपायों से पार्टी ठिकिट लेने का प्रयत्न नहीं 
करूँगा । 
, (&) श्रपने श्रभिकर्ता (एजेन्ट), समर्थक और कार्यकर्ता को इच 
ब्तों की भावनाओं का उल्लंघन करने को श्रनुमति नहीं दूं गा । 

मतदाताओं के लिये नियम 

* (१) रुपये-पैसे श्रादि लेकर या लेने का ठहराव कर मतदान नहीं 
करूंगा । 
(२) किसी उम्मीदवार या दल को भूठा भरोसा नहों दूंगा । 
(३) जाली नाम से मतदान नहीं करूँगा । 
| समर्थकों के लिये नियम 
(१) अपने पक्ष या विपक्ष के .फिसी उम्मीदवार का श्रसत्य प्रचार 
नहीं करूँगा । 

(२) अ्रनेतिक उपक्रमो से दूसरे को सभा को भग करने का प्रयत्त 
नहीं करूंगा।...... 

(३) उम्मीदवार सबंधी सारे नियमो का पालन करूँगा । 

चुनाव-अधिकारियों के लिये नियम 
(१) अपने कर्तेव्य-पालन से पक्षपात, प्रलोभन व श्रन्याय को प्रश्रय 

नहीं दूंगा । । 


42 


(्‌ श्ण्छ ) 


सत्तारूढ उस्प्तीदवारों के लिये नियम ' 


हु ६43 
.. (१) राजकीय - साधनों तथा श्रधिकारों का श्रदेध उपयोग नहीं 
करूँगा । 


आयोजन (१७) 


संस्कृति का रूप 


२८ दिसम्बर १६५६ फो सायंकालीन प्रार्थना फे बाद सामृहिक ध्यान 
का कार्यक्रम रबखा गया था। श्राचार्य प्रवर ने कह/--“श्रांख मूँद लेना 
ही ध्यान नहीं है । ध्यान में श्रात्म-शोवन के लिए चिन्तन होना चाहिये।' 
प्रत्येक को यह सोचना, जरूरी है कि समूचे दिन श्रौर रात में किसी के 
साथ प्रतिकूल व्यवहार तो नहीं किया। यदि भूल हुई है। तो उसका प्राय- 
श्चित्त किया या नहीं। उसके साथ साथ आगे उन भूलो को न दुहराने की 
प्रतिन्षा या हढ़ संकल्प भी करना चाहिये । यही यहाँ श्रपेक्षित है ।” 

ध्यान का कार्यक्रम सानन्द सम्पन्न हुआ । साधु सब बेठे ही थे । 
आचार्य श्री ने कहा--“पाँच मिनट का समय दिया जाता है। सब यह 
सोचें और मुझे बतायें कि संस्कृति क्या है ?” पध्ादेश पाकर सब 
सोचने लग गये । बारी बारी से एक एक से आचार्य श्री ने पूछना 
आरम्भ किया। तव सब ने अपने श्रपने विचार बताये । थे संक्षेप में इस 
प्रकार हैं :--- 

१---जोने की कला संस्कृति है । 

२--जीवन की शानन्दानुभूति संस्कृति है । 

३इ--विशुद्ध आचार परम्परा संस्कृति है । 


( १०८ ) 


४-.-रूढिगत परण्पराएँ संस्कृति हैं । 

५--आत्म-शुद्धि के विचार संस्कृति हैं। 

जो विद्वान श्राचार्य श्री से वार्तालाप करने श्राये थे, उन्होंने चर्चा 
में रत लिया और अपने विचार भी व्यक्त किये। पिद्वानों के श्रनुरोध 
पर दूसरे दिन भी इस विषय पर चर्चा करने का निदय किया गया। 
दूसरे दिन भी अनेक, परिभाषाएँ सासने श्राईं । श्राचायें प्रवर ने विषय 
को स्पष्ट करते हुए कहा--/यह विषय बड़ा जढिल है। अनेक परिभाषायें 
की गईं, फिर भी समाधान नहीं हो सका । और विचार किया जाना 


चाहिये ।” 


आयोजन (१८ 


कार्यकर्ताओं का दायित्व 


झाचार्य प्रवर २६ दिसस्वर १६४६ को सब्जीमण्डो से नया 
बाजार होकर नई दिल्‍ली पघारे। “वारा खंभा रोड' पर विराजना हुआ। 
दोपहर में श्री एन. उपाध्याय आ्राचार्य श्री के दर्शन करने आये । 

आचार्य श्री श्रख़नल भारतोय कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री थो 
श्रीमन्‍्तारायण जी श्रग्रवाल के घर पधारे। वहाँ उनके साथ श्रत्यन्त 
आत्मीयता से बातचीत हुईं। चुनाव के विषय में उन्होंने कहा--“अब को 
बार काँग्रेस के अधिवेशन पर जिक्र आया तो मैं अ्रवर्य इसकी चर्चा 
फरूँगा । श्रीसती सुचेता कृपलानी भी चहीं श्रागई । लगभग १ घंटे तक 
झनेक विधयों पर वातें हुईं । उनके श्राग्रह पर श्राचार्य भरी ले यहाँ थोड़ी 
गोचरी भी को । 


( १०६ ) 


सेंसत्‌ सदस्य श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के घर 


श्री श्रीमन्तारायण जी के घर से लौठते वक्त नवीन जी का घर 
बीच में श्रा गया । उनके आग्रह पर थोड़ी देर आाचारये श्री वहाँ भी 
विराजें । कई प्रश्नोत्तर भी हुए | कविताएं भी सुनाई । 

उसके वाद “भारत सेवक समाज” के केन्द्रीय कार्यालय में उसके 
कार्यकर्ताओशों फे बोौच प्रवचन करने पधारे। मन्‍्त्री श्री चाँदीवाला जी ने 
श्राचार्य श्री घ साथ मे श्राये साधुश्नों का हादिक स्वागत किया । 


भारत सेवक समाज में 

भारत सेवक समाज दिल्‍लो फी श्रोर से दोपहर में ३ बजे आचरण 
कली के साल्निध्य में एक सभा का श्रायोजन रखा गया, जिसमें भारत 
सेवक समाज के विभिन्‍न क्षेत्रीय संयोजकों तथा प्रमुख कार्यकर्ताओं ने 
भाग लिया। 

प्रारम्भ में श्री छुगनलाल शास्त्री ने श्रणुतश्बत आन्दोलन की गतिविधि 
और चुनावों में श्रनतिकता निवारण के लिये शाचार्य श्री की झोर से 
अस्तुत किये गये कार्यक्रम पर प्रकाज् डाला । 

पश्चात्‌ भारत सेवक समाज के श्रग्रणी श्री नब्नज कृष्ण चाँदीवाला 
ने कार्यकर्ताओं की श्रीर से श्राचार्य श्री कर स्वागत किया। श्राचार्य श्री 
ने कार्यकर्ताश्वों को सम्बोधित करते हुये कहा--- 

गकार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा उद्देश्य उनके 
सामने है। इसके लिये सबसे पहले उन्हें श्रपणा जीवन बनाना होगा | 
जब तक जीवन में सत्यनिष्ठा, विश्वास, सादगी और संयतवृत्ति नहीं 
होगी, त्व तक दूसरों को उनसे कया प्रेरणा सिल सकेगी ? श्रारामतलबी 
और सुविधावाद कार्यकर्ता के मार्ग मे श्रवरोध पैदा करने वाले दुस्तर 
शोड़े हैं. जिनसे कार्यकर्ताओं को बचना है। कार्यकर्ताओं को यह अच्छी 
तरह समझ लेना है कि सदसे श्रधिक महत्वपूर्ण कार्य चरित्रनिर्माण का है। 
देश के लोगों कर चरित्र जब तक समुन्दत नहीं होगा, देश तब तक ऊँचा 


( ६१० ) 


नही उठ सकेगा । कितने खेद और आइचर्य का विषय है, जहाँ एक ओर 
बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याझ्ो को सुलभाने से सानव चितित दीखता 
है, इसरी ओर उसका अश्रपता जीवन किघर जा रहा है, इसका उसे भाव 
तक नहीं । दीपक तले अ्रंघेरा--कैसी विचित्र बात है । 

कार्यकर्ताओं से एक विशेष बात से और कहना चाहँंगा--पद, 
प्रतिष्ठा, और राम की भावना उन में न हो। जहाँ ये भावनाएं श्रा 
जाती हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं का जीवन सुस्थिर और आदर्श नहीं रह 
पाता । उसमे गिरावट झा जाती है । कार्यकर्ता उन बुराइयों 
से बचें ।” 

श्राचार्य श्री के प्रवचन के पदचात्‌ श्री न्रजकृष्ण चाँदीवाला ने चुनावों 
से अनैतिकता प्रौर श्रनौच्तित्य निवारण के लिये आाचाये श्री-हारा 
उद्घोषित नियमो को कार्यकर्ताओं को पढ़कर सुनाया श्र कहा कि “भारत 
सेवक समाज की ओर से इन नियमों को हम प्रसारित करेंगे। अपनी 
शाखाश्रो मे इन्हें भेजेंगें, जिससे विभिन्‍न स्थानों पर लोगो को इनसे 
श्वगत कराया जा सके ॥” 

शन्त से श्र० भा० श्रणुत्नत समिति के सन्‍्त्री श्री जयचंद लाल 
दफ्तरी नें चरित्र-विकास के लक्ष्य को लेकर विभिन्‍न संस्थाओं के कार्ये- 
फर्ताओे से पारस्परिक समन्वय से काम करने की श्रपोल की तथा इसके 
लिये श्रपने व अपने साथियो के सहयोग की भावना प्रकट की । 





आयोजन (१६) 
मेत्री दिवस का विराट समारोह 
विश्वशान्ति की ओर एक ठोस कदम 


आचार्य श्री के दिल्‍ली पघारने का लाभ उठाते हुये जो विविध 
आयोजन किये गये उनमे सब से श्रधिक भहत्वपुूर्ण झ्रायोजन की व्यवस्था 
राजघानोी के प्रमुख सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल पर की गयी । 
विश्ववंद्य महात्मा गांधी की समाधि के कारण राजघाट फो सहज ही में 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय भह॒त्व भाप्त हो गया है भ्ौर वेशविदेश से श्ाने वाले प्रायः 
सभी यात्री तथा राजनोतिज्ञ व कूठनीतिज्ञ उस समाधि के दर्शन करके 
श्रपनी पुष्पाञ्जलि श्रपित कर अ्रपने को घन्य मानते हैं। ऐसे पुनीत 
स्थल पर आज के श्रन्तर्राष्ट्रीय आयोजन की विशेष व्यवस्था फी गयी | 
यह झायोजन या “मंत्री दिवस” का, जिसका प्रयोजन है वर्ष से एक 
बार अपनी समस्त ज्ञात-अ्रज्ञात भूलो तथा अपराधों के लिये एक-दूसरे 
से क्षमा साँग कर विद्व संत्री के लिए वात्तावरण को पत्रिन्न एवं भ्रनुकल 
चनाना । सरभवततः हमारे देश मे महात्मा गराधी को हत्या से श्रघिक 
बड़ा कोई दूसरा श्रपराध मानव समाज के प्रति नहीं किया गया है| 
इसी कारण इस श्रायोजन की व्यवस्था राजधघाट पर गान्धी जी को 
समाधि पर की गयी थी । श्राचार्य श्री की यह सानन्‍्यता है कि इस प्रकार 
भमानव अपनी भूलों एवं श्रपराघों का परिमार्जव करते हुए विश्वज्ञान्ति 
को स्थापना मे बहुत बडा सहयोग दे सकता है भर विदव की एक सहान 
समस्या के हल करने में श्रपनें कर्तव्य का यत्किव्चित्‌ु पालत कर 
सकता है । विश्वश्ान्ति के प्रति उसकी सच्चाई और ईमानदारी का 
यह एक प्रवल प्रमाण हो सकता है । श्राचार्य श्री ने राष्ट्रपति, प्रधान 
मनन्‍्त्री तथा श्रन्य नेताश्ो एवं विदेशी राजनीतिज्ञों के साथ भी इस सम्बन्ध 


( ११२ ) 


मे जो चर्चा वार्ता की थी उसी का परिणाम यह शुभ संगलमय श्रायोजन 
था और राष्ट्रपति ने इसका उद्घादन करने के लिए अपनी उदार 
सहमति प्रदान की थी । 

३० दिसम्बर १६५६ प्रातः बाराखंभा रोड से चलकर आचार श्री 
दरियायज से श्री प्रभुदयाल जी डावड़ी वालो के मकान पर थोड़ो देर 
विराजें। वहाँ से महात्मा गाधी की समाधि राजघाट पर पघारे। 
फिनलेण्ड के राजदुत मोसिय ह्ाूगो वालवन्ना ने वहाँ श्ाचार्य श्री के 
बन किये। उनसे लोगो ने “मेत्री-दिवस” के उपलक्ष्य में बोलने के 
लिये कहा । वे सहमत न हुए । परन्तु आचार्य श्री से समारोह की पूरी 
जानकारी पाकर बोलने के लिए सहमत हो गये । 

प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी और कृष्णा बहिन 
को विदयोष रूप से श्रायोजन मे सम्मिलित होने के लिये भेजा था। 
उन्होने आचार्य श्री से कुछ बातचीत की । थोड़ी ही देर भे राष्ट्रपति जी 
पघारे। आचार्य श्री व राष्ट्रपति जी साथ-साथ सभास्थल पर श्राकर 
विराजे । 

करीब ढाई-तीन हजार की उपस्थिति थी । श्रत्यन्त सनोरम वाता- 
चरण में कुछ श्राप्त वाक्‍्यों का पाठ करने के वाद श्राचार्य श्री ने श्रपना 
स्फूरतिप्रद भाषण प्रारम्भ किया । 


विश्वव्यापी श्रातंक और उसका उपाय 


“राष्ट्रपति जी, भाइयो और बहिनो ! 

क्राज हम सब यहाँ मैन्नी-दिवस मनाने के लिये एकत्रित हुये हैं । 
सैन्नी की व्याख्या करने की श्रावव्यकता नहीं, सभी लोग इससे परिचित 
हैं। मित्र के नाम से ही स्वयं कितना प्यार भरा हुआ है और मित्र के 
साथ बात कर हर मनुष्य जसे स्वर्गीय सुख का श्रनुभव करता है, वैसा 
शायद शौर बातो में कम करता होगा । वास्तव में मेत्नी कितनी सुन्दर 
“होती है। पर आज लोग इसे भूलते जा रहे हैं। भ्रतः श्रावदयक है कि 


( १९३ ) 


हम उन्हें पुनः सचेत करें॥ इसीलिये आज मैत्नी-दिवस समारोह रखा 
गया है । 

श्राज दुनिया की स्थिति के बारे में कुछ भी कहना श्रावश्यक नहीं 
है क्योंकि नये-नये वैज्ञानिक साधनों के कारण संसार के एक क्षेत्र को 
बात दूसरे क्षेत्र में श्रासानी से श्रति शीघक्रतया जानी जा सकती है अतः 
सभी लोग स्थिति से परिचित हैं ही । 

आज लोगो के विमाग में दो बातें है। पहली-अपने जीवन की 
सुरक्षा का भय और दूसरी भविष्य की श्राहंका । इसी कारण भ्राज 
मनुष्य श्रातकित है । राष्ट्रों में भो एक दुसरे के प्रति भय का वातावरण 
फेला हुआ है । 

पंडित नेहरू के विचारों से हमने जाना कि श्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव श्रव 
कुछ कम है। परन्तु स्थिति श्रव भी विषम वनी हुई है। इसका मूल कारण 
क्या है ? इसका सूल है--भय । भय का भूत जब सनुष्य के सिर पर 
सवार हो जता है तो मनुष्य श्रपने को भूल जाता है। उससे उसमें 
अविद्वात बढ़ता है। उसी के गर्भ में से शीतयुद्ध पैदा होता है और 
आगे चलकर वह “गर्भ युद्ध/ के रूप मे परिवर्तित हो जप्ता है। विचारों 
का युद्ध साक्षात्‌ युद्ध का रूप ले लेता है। 

सनुष्य युद्ध के परिणामों से परिचित है । श्रतः वह उससे भयभीत 
है। कोई यह नहीं चाहता कि युद्ध हो । प्रतः कई लोग इस विषय पर 
झपनी भ्रपनी हष्टि से सोचते हैं, पर मिलता कुछ नहीं । लोग सही कारण 
सोच नहीं पाते । इसका कारण भी भय है। 

मैंने भी इस पर विचार करने का प्रयास किया है; भुझे तो यही 
लगा कि उसका सूल कारण केवल भय ही है। गस्त्रास्‍्त्रों की तैयारी 
का मल कारण भी भय ही है। यवि मनुष्य भयहीन हो तो आस्त्रास्त्रों 
की तैयारी का कोई प्रइन पैदा ही नहीं होता । श्राज सब लोग शांति 
की बात करते हैं। पर शाति की इन बातो से भी परत्पर कढाक्ष झौर 
झाक्षेप होते हैं। यह सर्वथा श्रवांछनीय है । मैने सोचा--यह्‌ कया है १ 


( ११४ ) 


मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह भय 'संसार मे अथवा शाम जनता में नहीं 
है, केवल कुछ व्यक्तियों में है, जो नेता हैं और जिन पर संसार के नीति 
निर्वारण श्रथवा उसके निर्माण की जिम्मेवारी है। श्राम जनता भय को 
नहीं जानती (.वह अपने वर्तेमान सुख पर ज्यादा सोचती है । पर उन 
नेताओं के चितन से भय पैदा होता है श्रौर बढ़े हुये वैज्ञानिक साधनों के 
हारा उसका प्रचार होने मे देरी नहीं लगती । 

भय से भय बढता है, वेर से वेर बढ़ता है। श्रत्तः श्रवेर-अ्रहिसा के 
द्वारा ही वेर-हिसा खत्म हो सकती है ॥ सत्य और अहिला, जो भारतीय 
संस्कृति का मूल है और कोई भी घर्म जिसके बिना नही चल सकता--- 
शांति का रास्ता है। में मानता हूँ, सब घर्मे एक.नहीं. हो सकते, सब 
राजनीति भी एक नहीं हो सकती । अ्रतएव पंचशील के सिद्धांत सामने 
छाये और सहग्नस्तित्व की भावत्रा का उदय हुआ । पर यह सब तभी 
कासयाव हो सकता है, जबकि इसकी नींव से सत्य और अहिसा हो । 
दिल प्रकार बित्ता नोंव के सकान नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार बिना 
सूझिका के सहश्नस्तित्व भो नहीं ठहर सकता । प्रइव यह हो सकता है कि 
वह भूमिका कया है ? सेरी सस्मृति में वह भूमिका है | 

सद्भावना, सहिष्णुता और समन्वय । 

इन तीन बातों के श्राघार पर श्रभय की बड़ी इमारत खड़ी की जा 
सकती है । पर इन्हें भी कंसे पेदा किया जाए। यद्यपि सहिष्णुता से 
सद्भावना, सदरभावना से समन्वय और उससे अभय, यह शांति का मार्ग 
है। इन्हें लाने के लिये श्रौर भी बड़े बड़े तरीके हो सकते हैं पर चह सब 
बड़े आदमसियो का कास है। हस श्रकिचन और पँंदल चलने वाले इसे कंसे 
सोचें ? उन बड़े-बड़े सोचने वाले श्रादमियों मे राष्ट्रपति भो एक हैं, जो 
अभी हमारे बीच भे उपस्थित हैं। हमने सोचा--बड़ी-बड़ी नहीं, छोटी 
योजना ही अपने हाथ में लें, जिससे आज के भय भ्रांत संसार का कुछ 
पथ-प्रदर्शत हो सके । खूब घूमने और अनेको विचारको से बात करने के 
वाद झ्राखिर एक रास्ता हमे सूक्र पड़ा कि कम से कम हम लोगों में इसके 


( ११५ ) 


सम्बन्ध में एक भावना को प्रैदा - करें और उसी - भावना को लोगों के 
सामने रखने के लिये , 'सैत्रीदिवस' . का झ्योजन किया जाए। मे यह 
मानता हूँ कि यह कोई रामबाण दवा नहीं है परन्तु एक,रास्ता जरूर है 
इसके लिये हम एक दिन तय करें कि जिस दिन सनुष्य कुछ याद करे और 
कुछ भूले भी । होना तो यह चाहिमे कि मनुष्य अपनी प्रतिदिन की 
दिनचर्या को देखे । जिस प्रकार एक व्यापारी रोज श्रपना खाता मिलाता 
है और सावु रोज अपनी भूलो के लिये प्रतिक्रमण करते हैं, उसी प्रकार हर 
एक प्रपनें प्रतिदिन के जीवन की श्रालोचना करे | लोगो के लिये कम से 
कम एक दिन तो ऐसा हों, जिस पर बे वर्ष भर मे हुई अपनी भूलो की 
क्षमा वूसरो से साँगें और दूसरों को अपनी और से क्षमा करें। 

मैत्री बड़े सुख का कारण हैं पर वह तब॑ तक नहों हो सकती, जब तक 
कि सनुष्य विगत की अपनी भूलो को भूल जाने के लिये विन्न भर 
क्षमाशील नही हो जाता, साथ साथ मे दूसरो को स्वयं भूलने का प्रयास 
नहीं करता । 

यह कार्यक्रम ऊपर और नोचे दोनों श्रोर से होतर ऋ्त्वव्यक है । 
(ऊपर याने बड़े लोगों से और नोचे यानी सामान्य लोगो से) यद्यपि 
मेरी हृष्ठि मे मनुष्य ऊँचा भ्रौर नीचा कोई नहों होता, पर ग्राम हष्दि 
से यह दोनो ओर से होना आवदयक है । ऊँचे लोगों के लिये त्तो यह 
झौर भी जरूरी है क्योंकि ऊपर का पानी स्वयं नीचे श्राता है। बड़े 
लोगों में यदि क्षमा की भावना पैदा होगी तो छोटे लोग तो उनका 
अनुकरण झवद्य करेंगे । श्रतः में दोनो ही से कहूँगः कि वे इस बात 
पर गहराई से सोचें । इसके लिये तीन बातें जरूरी है--- 

(१) श्रत्येक झनुष्य अपनी ओर से सारे प्राणियों को श्रभय दान 
करे 

(२) अपनी भूलों के लिये दूसरो से क्षमा याचना करे। 

(३) इसरो की भूलों को स्वयं क्षमता करे । 

में मानता हूँ, यह कोई बुड़ो,बात नहीं है, ,एक छोडी सी बात है । 


( ११६ ) 


'पर हमे आदि में छोटे काम से शुरू करमा चाहिये । झागे चलकर वह 
स्वयं बडा बन जाता है। श्रतः श्राज हम इसका प्रयोग करें । यह छोटा 
आरभ भी श्रागे वडा रूप ले सकता है। 


अ्राज के लिये दो बातें 

ग्रभी असी राज्य पुनर्गेठन को लेकर देश मे जो कदुता फंली, वह 
किसी से छिपी नहीं है | सामने चुनाव का प्रदन झा रहा है । उसमें भी 
कदुता की सभावना हो सकती है । अतः भूत और भविष्य के बीच श्राज 
हम सन्नी की ऐसी भावना जगायें, जिससे एक सुन्दर वातावरण बन 
जाय । 

अणुक्रत श्लांदोलन के द्वारा हम जो कुछ कर रहे हैं, उससे इन तीनों 
बातो के प्रसार का अच्छा मोका मिलता है (! 


विश्व त्नी का महत्त्व 

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा-- 

“झचारयें जी ! भाइयो तथा बहिनों ! 

सबसे पहले मै श्रापको इस मंगल दिवस के आयोजन के लिये बधाई 
देता चाहता हूँ । 

में भानता हूँ कि हमारे देश में श्राज अधिक से श्रधिक जिस चीज 
फी आवश्यकता है, वह है मंत्री । श्रतः उसके लिये जो कुछ भी किया 
जा सके, बह स्वागत करने योग्य है। सै सोचता था कि आपके पत्न- 
'पत्रिकाओं से जो 'फ्रैंटरनिटी' शब्द का प्रयोग हुआ है और हूसरी भाषा 
में जिसको हसने मंत्री कहा है, इसमे कोई भेद है या दोनों एक ही हैं । 
फ्रंटरनिटी का श्रर्थ है--भ्रातृभाव । वह जन्मजात होता है। क्योकि 
एक मनुष्य जन्म से ही दूसरे मनुष्य का भाई है । झतः उनके बीच में 
जन्म से ही एक दूसरे के साथ भ्रातृभाव होना चाहिये शौर होता भी है । 
पर हम सोचते है कि कई बार भाई-भाई से भी इतना वेमनस्थ हो जाता 
'है कि उसका कोई ठिकात्रा नही रहता । उनके आपस में मिलने को 


( ११७ ) 


सैन्नीभाव कहते हैं। श्रतः हम बेखते हैं कि मेत्नीभाव जन्मजात नहीं" 
होता । उसे स्वेच्छापूर्वक लाय! जा सकता है। एक मनुष्य का दूसरे 
सनुष्य के प्रति, एक ससाज का इसरे ससाज के प्रति और एक श्राणी का 
दूसरे प्राणी के प्रति । श्रतः यह भ्यातृभ्ाव से ज्यादा है और स्वेच्छापूर्वक 
होने से जब तक कायस रखना चाहें, रखा जा सकता है । जेसे इसका 
जन्म स्वेच्छा से होता है बसे ही भरत भी । श्रवएवं यह श्रावव्यक हो जाता 
है कि मेत्रीभाव को केवल जन्स हो नहीं पोषण भी दिया जाय । इस के 
लिये निरंतर प्रयत्न श्रौर प्रयास किया जाना चाहिये । आज के कार्यक्रम 
का महत्त्व स्वयं स्पष्ट है भौर इसीलिये मैने इसका स्वागत किया । श्राशा 
करता हुँ कि भविष्य मे भी इसे जारी रखा जाए और श्रधिक बढ़ाया 
जाये । 

श्राचार्य श्री नें यहु ठीक ही कहा कि मनुष्य अपने हृदय में ही भय 
को पैदा करता और बढाता है। श्राज जो दास्त्रास्त्र बनाये जा रहे हैं, 
उनका भी यही कारण है। एक राष्ट्र सोचता है, मेरे पास दूसरे से कम 
शस्त्र हैं। श्रतः वह उनके बढ़ाने के प्रयास में लग जाता है। फिर चह उससे 
कुछ श्रागें बढ़ना चाहता है और बढ़ जाता है। इससे एक वात और 
पैदा होती है कि फिर वह किसी दूसरे को बड़ा देखना नहीं चाहता । 
इस प्रकार एक दूसरे को दबाने के लिये श्रनेक राष्ट्र खड़े हो जाते हैं भ्रौर 
अ्रशाति पेदा कर देते हैं। इसी कारण जो प्रयथत्व श्राज चल रहे हैं, 
घनसे लाभ नहीं होता । हमारे देश मे यह कहावत प्रचलित है, कि फीचड़ 
को कीचड़ से महीं घोषा जा सकता। उसे घोने के लिये तो जल की 
भ्रावद्यकता होती है। हिंसा को हिंसा से नहीं, अहिंसा से मिदाया जा 
सकता है । हिंसा को हिंसा से मिटाने की कोशिश की गई तो वह दूसरा 
कदम भी हिंसः ही हो जाता है ! फिर उसे मिटाने के लिये हिंसा को गई 
तो तीसरा कदम भी हिंसा हो जायगा । इस प्रकार हिसा का कोई अ्रंत्त 
नहीं हो सकता । झ्गर उसे पहले ही कदम में रोक दिया जाय तो वहाँ 
घर उसकी जड़ खत्म हो सकती है । इस प्रकार मंत्री भावना हिसा को 


( शिशृं८ ) 


जड से निकाल सकती है। इतिंहांस से हम॑ इसके” एक नहीं, अनेक 
उदाहरण देख सकते हैं। ' 

उन्नति एक-मुखी नहीं हो सकती । वह चतुर्मुखी होतो है । हमे 
विद्या और संपत्ति सृजन से ही नहीं, भावना में क्री उन्त्रति करनी 
चाहिये । आज भारत के लिये एक नवग्रुग है, कांति का युग है, जिसमें 
हमे हर प्रकार की उन्नति करनी है। उससे हमारी सदुभावना सबसे 
अधिक जरूरी है। उसके बिना और किसी भी प्रकार की उन्नति नहाँ 
हो सकती । विष को बोकर हम उससे विष ही पायेगे, भ्रतः हमें उसे जड़ 
से ही सुधारना है, जिससे आगे हमें सुखद फल मिले । 

यह हमारे देश के सौभाग्य के बात है कि घर्माचायों के मन में यह 
भावत्य पेदा हुई है । सम्प्रदाय से उठकर वे समत्त मानव समाज के लिये 
कार करते हैं| वेसे वे जो कुछ करे सो करें। पर उसकी जड़ में 
सद्भावना रखे | यदि यह प्रयास सफल हो गया तो सब अश्रन्य प्रयास 
भी सकल हो जायेगे । - 

आपके श्रांदिलन का मै हमेशा से समर्थक रहा हुँ और इसके लिये 
श्राप अगर भसुक्के कोई पद देना चाहे, तो मैं समर्थक का पद लेना 
चाहूँगा । ह 
हमारी पुराची परंपरा है कि यहाँ देश और विदेश से अनेको मत- 
घ॒र्म श्राये । उन्हें देश भर के लोगो ने एक करके रखा । भाषा की हृष्ठि 
से भी एक भारत में ही उतती भाषाएँ बोली जाती हैं, जितनी कि से 
यूरोप से । घर्मे के स्वंध में भी संसार में जितने घर्म हैं, उनके अनुयायी 
लाखो की संख्या में हमारे यहां रहते हैं । इसी अकोर रहन-सहतन और 
पहनावे को दृष्टि से भी झनेक प्रकार के लोग हमारे देश में 'बसते हैं। 
इन सबसे मिलकर हमारी संस्कृति बनी है। सहिष्णुता को हमने हमेशा 
आदर्श माना है, वह केवल प्रसारों में ही नहीं जीवन से भी । इसी का 
फल है कि हमारे देश से जितना चेचितज्य है; उतना और किसी दूसरे 
देश में नहीं है। हिन्दुओं की विधि में क्रेवल इंतना नहीं है कि “उस 


( ११६ ) 


“किसी विधान विशेष को ही मान्यता दी है। एक प्रांत और एक जाति 
मे ही नहीं, एक खानदान मे भी भ्रलग-अलग_ रिवाज हैं और हिन्दू विधि 
ने उन सबको सान्यता दी है । यह सहिष्णुता के बिना कैसे संभव हो 
सकता था। अ्रतः हमारी यह परंपरा आपस में घुल-मिल गई है । श्राज 
तो इसके बारे में हम जानने की आवश्यकता झनुभव नहीं करते । 
दसीलिये हमारा संसार के प्रति उत्तरदायित्व श्रघषिक हो जाता है कि 
हम अ्यी भावना सब लोगो में पहुँचाएँ। यह हमारो परंपरा के रूप से 
चली आई है ॥ प्रइन यह है कि आज हम इसको आधुनिक जामा केसे 
'यहनाएं, जिससे सानव समाज इसे समझे और श्रपंनाएं 

सहात्मा जी ने यही काम किया था। उन्होंने प्राचीच चीजो को 
ज्ञई भाषा से रखा । हम लोगों ने, जो पद्चिचसो रंग से रंग गये ब्रे-- 
उसका महत्व समक्ा और विदेशों से तो इसमे कई लोग हम से भी 
अधिक रस लेते हैं। श्राज उच्री बात को जागृत करने. का प्राचार्य जो 
से प्रयत्त किया है और कर रहे हैं । मे इस प्रयत्न का स्वागत करता हूँ । 
»  संत्रीदिन के पीछे उसे परिपुष्ठ करने का और भी तौर-तरीका 
सोचा जाना चाहिये। मुझे विश्वास और आशा है कि इस काम मे 
अपने को सभी प्रकार के लोगो की सदभावना मिलेगी क्योकि यह दिल 
की बात है, जो झाज कुछ ढक गई है पर बहुत जल्दी ही उसका ढका 
जाना दूर हो सकता है और वह बहुत श्रका्ष देगी । श्रन्त में में यही 
आशा करता हूँ कि श्रापका यह प्रयास सफल हो । 

इसके बाद फिनल॑ंण्ड के राजदूत मोसिय हा गो वालवन्ना तथा 
रामकृष्ण मिशन दिल्‍ली के स्वामी संगताथानंद जी ने भी अपने विचार 
असच्तुत्त किये । अन्त मे श्रणुत्रत समिति के मंत्री श्री जयचंद लाल दफ्तरी 
ने सब को धन्यवाद दिया श्रौर बड़े ही उल्लासित चातावरण में श्रायोजन 
साननन्‍्द सम्पन्न हुआ । 

आयोजन सम्पन्त होने के बाद वहाँ से श्राचाय्य श्री हैदरकुली मे 
जाला हारकादास मगलंराम के यहाँ पधारे । आहार के बाद कई घरो में 


( १२० » 


पधारना हुआ । करीबन ५०० सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी पड़ी । बंहाँ से: 
सब्जीमण्डी पधारे । 


आयोजन (२०) 


संस्कृत गोष्ठी 


आचार्य श्री के श्रभिनन्‍्दन में तारीख १ जनवरी सन्‌ १६५७ को 
अपरान्हु से दो बजे श्रततलिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन की ओर 
से हिन्दी-विद्वविद्यालय के संस्कृत विभागाष्यक्ष डा० नरेन्द्र नाथ 
जचौछरी एम० ए० डी० लिठ की शअ्रष्यक्षता से कठोतिया भव॒न में एक 
सभा का श्रायोजन किया गया, जिसमे दिल्‍ली विश्वविद्यालय के संस्कृत 
प्रोफेसरो, संस्कृत विद्यालयों एवं पाठशालाओ के पंडितों, छात्रो, राजधानी 
के भ्रन्यात्य विद्वानों, हिन्दी-साहित्यकारों तथा साहित्यानुरागी तागरिकों 
ने भाग लिया! 

झ० भा० सं० सा० सम्मेलन के मंत्री डा० इच्द्रचन्द्र शास्त्री एम० 
ए०, पी० एच० डी० ने सम्मेलन की ओर से आचाये करी के सम्मान में 
निम्नांकित झभिननन्‍दन पत्र पढ़ा ;--- 

अणुन्नतान्दोलन सम्प्रवर्तकानां विद्यात्याग तपोनिधीना मत्यन्तोदार 
चेतसां प्रमपावन जैनाचार्यप्रवर पुज्यवर श्री तुलसीदास गणि महा- 
भागानां सेवायां सादरं समपितम्‌ । 

+ अभिननन्‍दन पत्रम्‌ 
- ग्रज्यचरणा:, 
सुरसरस्वतीसमाराधन संलग्नचेतसो बयमय तत्रभवतां श्रीमता- 


( १२१ ) 


सभिनंदन विदधाना असन्दमानंद सन्दोहमनुविन्दाम:। श्रार्यावतंमिस 
निश्चिलभूमण्डलमौलिसंडनतामापादयन्त्यस्याध्यात्मिकी परम्परा भवाहदीरेव 
सपोराशिभिरहदिवमुपचीयत इति व कस्याप्यविदितं । आणववारुणा- 
अस्त जालसंजातमहाप्रयलातंक दांके विनाशजलघराक्रांत इवास्मिन्‌ 
घरणीतले ससीरायते श्रीमताँ वाणी । एकतोडणुत्रतान्दोलन समुत्तोलनेन 
संयाभ जीवनम्‌ श्रन्यतश्च भैन्नीभावनाप्रसारणेन परस्परोपग्रहमुपदिशल्ती 
अोमतामुपदेशपयस्विनी ह्ेषदावानलशान्तये. घरणीतलमाप्लावयन्तोव 
दरीहबयते । 
मुनिवर्याः 

श्रीमतां कठोरं संयम, निवृत्तिप्रधानानि ब्रतानि प्रतियदं निग्रहन्ती 
च दिनचर्यामालोकसालोक॑ प्राचीनभारतोय संस्कृते रादर्श प्रत्यक्षसिव 
समालोकमान भुशं गौरवसनुभवास- । सन्यासाश्रम स्थितेनाईपि लोकोदार 
यपरायणेन समनल्विना किक तु शक्यत इति भवता महान्‌ झादर्श उपस्थितः । 
दर्शितंच श्रीमंता यललोकसेवा निवृत्त्यो्नास्ति कक्चनविरोधः । यदि भारतीय 
सन्यात्तिवर्गः श्रोमतां चरण चिन्हानउवर्तेत, भारतं पुनरषि निखिललोक- 
सूर्धन्यतां समासादयेत्‌ इति नास्ति संदेहलचो$पि । 
विद्यानिषय:, 

भवाहरशं संन्‍्त्रद्र प्ड्सिजीवनस्थ यानि रहस्थानि साक्षात्कृतानि दोीघें- 
कालमनतेन यानि तत्वानि सदासादितानि, 'सत्यम्‌ शिव सुदरम्‌' स्वरूपाया 
भारतोयतसंस्कृते: प्रसाराय ये य उपाया समालस्बिताः, श्रार्याणां धर्मंतरो 
ग्रानि यातरि सुरभीणि परुष्पारि विकासितानि मधुराणि च फलानि 
समुद्भावितानि, तानि सर्वाणि गीर्वाणवाण्या सन्निवद्धानीव राराजन्ते । 
सभ्यताया: समुन्मेवकालादारम्प श्रद्यव॒धि सर्वेबा संस्कृति समृत्यापकातां 
स्वरोष्नपैव तस्त्या जेगीपमानं श्रूयते ।॥ भारतस्थ सास्क्ृतिक सुत्यानेन 
समेहमपि सुश्र समुच्छवसेतेति स्वाभाविकम्‌ | तदर्थ भवाहशा ज्योत्ति- 
चराणां कृपाकटाक्ष सपेक्षेतर । श्रीमतां चरण चंचरीका:--- 

अ्रखिलभारती य सस्कृत साहित्य सम्मेलन सदस्पा' 


( १२२१ ) 


ऋषियों: का मार्ग: 

आाचायें प्रवर ने उत्तर मे बोलते हुए कहा--- 

भारतीय संस्कृति में वही सार्म श्रनुकरणीय है जिस पर ऋषि चले, 
आत्मद्रप्टाओ के पद-चिन्ह जिस पर पड़े । वह सार्ग है झ्रात्मचेतना 
झौर श्रन्तर जागृति का । यह्‌ वह सरणि है, जिस पर भारतीय परस्परा 
का इतिहास अवस्थित है। चाहे कैसा भो युग क्‍योंन हो, इस सूल 
परम्परा का सर्वथा बिलोप भारतीयों में हो नहीं सकता । उस पर 
श्रावरण पड़ सकता है जैसा कि इस समय पड़ रहा है। इसलिए में 
विद्वानों से कहूँगा कि भारत की श्रन्तर जागृतिमयोी संस्कृति के परिवद्ध न 
और परिपोषण के लिये कृत-प्रयत्न होते हुए थे राष्ट्रकी भ्रध्यात्म 
परम्परा को श्रागे बढ़ाएँ, शअ्रपना निंजी जीवन उस पर ढालें श्रोर औरों 
को भी इस शोर प्रेरित करें। आप लोगो ने मेरा श्भिनन्‍दन किया। 
झाप जानते हैं, में एक ऋकिचन व्यकित हूँ, पादचारी हूँ, वैभव विलास 
से सर्वथा क्षुम्य । मेरा फंसा अभिनन्दन है ? सै चाहूँगा कि जन जागृति 
के जो उदात विचार मैं देना चाहता हूँ, जिनको लेकर मे चल रहा हूँ.- 
उन्हें श्राप श्रपने जीवन में उतारें, ओरों तक पहुँचाने मे सहयोगी बनें । 
इसको ही मैं सच्चा अभिननन्‍्दन मालनूँगा। 

साहित्य गोष्ठी का भो आयोजन किया गया था। सुनि श्री नयमल 
जी, श्री बुद्ामल जी तथा श्री नगराज जी ने उपस्थित विद्वानों हारा 
दिये गये विषयों श्ौर समस्याओों पर तत्काल संस्कृत में झ्ाशु कविताएँ 
की। भुनि क्री नयम्तल जी, पं० चारुदेव शास्त्री एम० ए० एम० ओ० 
एल०, प्रो० एम० कृष्णमूृरति, डा० सत्यव्रत, व्याकरणाचार्य एम० ए० 
डी० लिदू, श्री छुगनलाल शास्त्री काव्यतीर्थ, श्री कर्णदेव शास्त्री तथा 
शाचाये इ्यामलाल शास्त्री ने संस्कृत में भाषण दिये । 

मुन्ति श्री, दुलीचन्द जी, श्री बुद्मल जी, फविशिशु तथा बच्चत ने 
' कविता पाठ किया । 


क्लिक 


आयोजन (२१) 
475 आप 7] 
साहत्य माष्दा 

४ जनवरी १६५७ को ६ बजे आचार्य श्री के अभिनन्‍्दन के निमित्त 
हिन्दी भवन की शोर से १६ वाराखम्भा रोड पर साहित्यकारों एवं 
कवियों की विशेष गोंष्ठी का श्रायोजन किया गया । जीवन साहित्य के 
सम्पादक श्री यशपाल जैन ने अभिनन्‍्दन भाषण दिया। , 

मुनि श्री नथमल जी, श्री दुलीचन्द जी, श्री वुद्धमभल जी, श्री नग- 
राज जी, कली सपरसल जी, कली हर्षचन्द जी, की सानसल जी, श्री 
मनोहरलाल जी तथा श्री गोषीनाथ जी श्रमन, श्री ललित मोहन ज़ोशी, 
श्री रमेशचन्द, भ्री रामेश्वर श्रशात झ्रादि कवियों ने अपनी कविताएँ 
प्रस्तुत की | 

आाचायें प्रवर ने कवियो एवं साहित्यकारों को उनके महत्वपुरां 
उत्तरदायित्व से श्रवगत कराते हुए कहा कि--त्वयं श्रपने जीवन को 
आत्मनिर्माण में लगाते हुए जन-जन को श्रन्तर्मुंख बनाने मे वे अ्रपत्ती 
प्रतिमा और कल्पना को सत्‌ प्रधुकत करें। अ्रशुत्रत आन्दोलन श्रात्म- 
निर्माण और श्रन्तर्मुखता का आन्दोलन है, जिस पर उन्हें मनन एवं 
अनुशीलन करना है । 

श्रन्त मे हिन्दी भवन की संत्रिणी श्रीमती सत्यवती सलिक ने श्रामार 
प्रदर्शन करते हुए कहा--- 

में यह नहीं समकती थी कि प्रापके संत इतनी गंभीर एवं हृदय- 
स्पर्शी कवितायें करते हैं ! श्रापके संघ में [साहित्य विकास का जो सर्व" 
तोमुखी प्रयास चल रहा है, वह स्तुत्य है । मै उससे बहुत प्रभावित हुई । 


नल 


आयोजन (२२) 
बिदाई समारोह 
पहलशील साधना : 


७ जनवरी १६५७ को आञचाय॑ श्री दिल्‍ली से राजस्थान के लिए 
भस्णान करेंगे, इसलिये ६ जनवरी १६५७ की प्रातःकाल कांठोतिया 
भवन से सेकड़ो भाई बहिनो की उपस्थिति में बिदाई समारोह का 
श्रायोजन किया गया । सब के मुख पर खेद-मिश्वचित प्रसन्‍तता दीख रहो 
थी। पसन्‍नतः इसलिये थी कि झाचाय॑ प्रवर का दिल्‍ली प्रवास पूर्ण 
सफल रहा। देश में ही नहीं विदेशों मे भी नेतिक भावना का काफी 
प्रसार हुआ । खेद इसीलिये था कि आचार्य श्री उन्हें छोड चने जा रहे 
हैं। श्राचार्य श्री का बिदाई सन्देश सुनने के लिये सभी उत्सुक थे । 
आचार्य श्री ने कहा-- 

“मैं उस साधक, साधना और प्रगति को श्रघिक महत्वशील मानता 
हैं, जो केवल भ्रकेला हो उत्थान-पथ परन बढता हुआ आऔरों को 
भी उस विकास श्रौर प्रगति की राह पर बढने की प्रेरणा दे। यही 
कारण है कि श्रणुत्नत आंदोलन के रूप मे जन-जन के अन्तर जागरण का 
कार्य क्रम लिये मे पर्यटन कर रहा हैं । मुझे प्रसन्‍तता है कि आंदोलन 
की भावना दिल्‍ली के विभिन्‍न क्षेत्र, वर्ग और समाज के लोगों में 
व्यापक रूप से फैली । से सानता हूँ दिल्ली केवल एक राष्ट्रीय ही नहीं, 
झन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र है और मैं यह आवश्यक समझता हैँ कि ऐसे क्षेत्रो से 
इस प्रकार के नीतिनिष्ठ और चरित्र विकास के कार्यक्रमों का ज्यादा 
से ज्यादा फैलाव हो। मैं कहना चाहूँगा कि नेतिक भावना का दिल्‍ली 
मे जो प्रसार हुआ है, लोग उसे भूलें नही। 

संकोर्ण और ऊँच नोच को भावना ने राष्ट्र का बहुत बिगाड किया 


( १२४ ) 


है। अगनक्त आंदोलन साम्प्रदायिक मतवाद और जातोय कदुता से दूर 
जीवन-जागरण का प्रशस्त पथ है, जिस पर सानव मात्र को चलने का 
अधिकार है। यह घर्म का व्यावहारिक, रूप है, जिसकी जन-जन में 
महती आवश्यकता है, क्योकि धर्म के ऊँचे सिद्धांत जब तक जीवन में 
नहीं उत्तरते, तव तक उसका केवल नाम रहने से कुछ बनने का नहीं है । 

यहाँ के कार्यक्रमों को पुर्ण सफल बनाने में यहाँ पर स्थित मुनि 
क्री नगराज जी, मुनि श्री महेस्द्न्‍र जी तथा उनके सहयोगी झंतो ने बहुत 
परिश्रम किया, बहुत से व्यक्तियों से संपर्क साधा और आंदोलन की भावना 
उन्हें समकाई । साथ-साथ यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं तथा इस अवसर 
पर वाहर से आये हुये कार्यकर्ताओं ने भी नैतिक भावना के प्रसार में 
बहुत परिश्रम किया है। इससे इसरो को भी प्रेरणा लेनी चाहिये। 
घामिक तत्त्वों का प्रचार करना जीवन का भी ध्येय होना चाहिए। 

मुनि श्री नगराज जी और सुति श्री महेन्गर जी ने भी इस अवसर 
पर अपने विचार प्रकट किये। श्री मोहनलाल जी कठौतिया, श्री जय- 
चन्दलाल जी दफ्तरी तथा प्रो० एम० कृष्णमूर्ति ने भी अपने श्रद्धा 
भक्ति सम्पन्त भाव व्यक्त किए । 


कम: 5 


आयोजन (२9) 
223 ममानापमहमा ता कनएरमह 2 आइखा नर. 


पिलानी में संस्कृत साहित्य गोष्ठी 


आकाश प्रात.काल से ही प्रायः मेघाचछनन था। रुक-झक कर बूर्दे 
पड़ रही थीं। आहांका थी कि कहीं श्राज के कार्य-क्रम से विध्न न झा 
जाए। आज १८ जनवरी १६५७ का प्रातःकालीन श्रायोजन बिरला 
सांदेसरी पब्लिक स्कूल सें था। उसके बाद वर्षा जोर से पड़ने लगी। 


( १२६ ) 


भौचरी भी पुरी तरह से नहीं हो सकी ॥ भ्रतः ग्यारह बजे का सेन्ट्ूल 
आडिटोरियम हॉल के प्रवचन का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा । इघर 
हाल में विद्या विहार के हजारो छात्र इकटठठ हो गये थे । जब उन्हें पता 
चला कि आचाये श्री श्राज नहीं आा सकेंगे तो उन्हें निराशा हुई। 
जाचार्य श्री के इधर के कार्य क्रमो से वे परिचित थे श्रतः प्रवचन सुनने 
के लिये भ्रति उत्सुक थे ॥ पहले दिन कुहरे के कारण आते में देर हो 
गई थी । दूसरे दिन वर्षा के कारण प्रवचन नहीं हो सका था। दूसरे 
फार्यकर्म भी नहीं हो सके थे । लोगो में इतनी उत्कंठा थी कि अगर 
प्राचार्य श्री बाहर नहीं जा सकें त्तो वहाँ उनके स्थान पर ही कुछ 
कार्यक्रम कर लेना चाहिए । किन्तु वह भी नहीं किया जा सका। शअ्रतः 
उसी दिन तोसरे पहर चार बजे “संस्कृत साहित्य योष्ठी' का कार्य कम 
प्रारंभ हुआ । गोष्ठो में बिरला विद्या विहार के संस्कृत प्राध्यापक, 
छात्र, वेद वेदाय सेस्कृत महाविद्यालय के पंडित, छात्र एवं आयुर्वेद 
कालेज के विद्वान व विद्यार्थी सोत्साह उपस्थित ये । 

सर्वे प्रथम सुनि श्री दुलोचन्दजी ने सुसमघुर स्वर से एक संस्कृत 
गीतिका का ग।न किया। पश्चात्‌ श्री छग्तलाल झास्त्री काव्यतोर्य ने 
आचार्य प्रवर के निर्देशन में साधु साध्वीगण में चल रहो संस्कृत 
साहित्य के बहुमुखी विकास, श्रनुशोलन, साहित्य सृजन आदि विविध 
प्रवृत्तियो पर प्रकाश डाला । वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय के प्रधान 
आचाये श्री अनन्तदेव शास्त्री व्याकरणाचार्य ले आचार्य प्रवर के अभि- 
ननन्‍्दन में साषण किया। वेदवेदाग संस्कृत सहाविद्यालय के एक छात्र 
श्री रामस्वरूप शर्मा ने संस्कृत प्रसार के विषय में भ्रपने विचार प्रकट 
किये । मुनि श्री सुखलाल जी ने संस्कृत भाषा को उपयोगिता के बारे में 
बताया । मुनि श्री नयमल जी तथा मुनि श्री बुद्धमल जो ने तत्वण 
प्रदत्त विषयों पर श्राशु कविता की । 

सुनि श्री नयसल जी ने अपने भाषण में बताया--आज जो पंडितों 
आर प्रोफेसरों का भेद है, वह नब तक नहीं मिट जाता तब तक संस्कृत 


( १२७ ) 


आवा प्रगति नहों कर सकती । पंडित लोग केवल व्याकरण में उलके 
रहते हैं भौर प्रोफेसर लोग व्याकरण की उपेक्षा कर देते हैं। ये दोनों 
पक्ष उचित नहीं हैं! व्याकरण हो कोई भाषा नहीं है श्लोर व्याकरण की 
उपेक्षा से भी भाषा नहीं बच सकती । अ्रतः मण्यम सार्ग ऐसा होना 
चाहिये, जिससे यह भेद मिटे श्र संस्कृत भाषा विकास कर सके । संस्कृत 
का महत्व केवल इसलिये ही नहीं कि वहू लालित्यमयी भाषा है ॥ 
इसका महत्त्व इसलिये है कि इसके साहित्य में भ्रध्यात्म अनुभूति उचित 
सात्रा मे प्रस्फुटित हुई है । 

सुनि श्री ने श्पनोे आशु कविता में संस्कृत की गरिमा गाते हुए 
कहा--लाज देवता तो हमारे सामने हैं नहीं, जिनसे हम उनकी वाणों 
को जान सर्क भौर इधर संस्कृत को लोग देव-भाषा मानते हैं तो यहाँ 
मैं “कं प्रमार्ण मन्ये/--किसको प्रमाण सानू २ 

इतन। सुनते ही वहाँ उपस्थित एक संस्कृत पंडित आवेश में आकर 
बोल उठे--यहाँ श्रापदे “प्रमाण” दाब्द का जो नपुसक लिए का है, 
पुल्लिग 'कम्‌” विधेषण कंसे कर दिया। मुनि श्री ने उन्हें समक्राया कि 
यह प्रमाण का विशेषण नहीं है। यहाँ मैंने “क पुरुषं प्रमाण भन्ये इस 
पुरुष वाब्द को ध्यान मे रखकर क॑ विधेषण का प्रयोग किया है। पंडित 
जी घिवाद करने पर उत्तारू हो गये । कहने लगें---बिना विशेष्य के 
शआापने विशेषण का प्रयोग कैसे किया ? सुनि श्री ने उन्हें समकाया-- 
ऐसा होता है, यह साहित्य का दोष नहीं है। वे कहने लगे पद्च में ऐसा 
नहीं होता । चर्चा मे कुछ तेजी पंदा हो गई ॥ पंडित जी ने फिर झावेश 
में पुछा कि देव कौन होता है ? 

भुनि श्री ने कहा--हम तो अपने भ्राग्सों पर श्रद्धाशौल हैं अतः 
जानते हैं कि देव भी होते हैं १ 

उन्होंने कहा--नहीं, यह बात गलत है। देव तो वे ही हैं, जो 
संस्कृत भाषा बोलते हैं। फिर बहस चल पड़ी उन्हें समझाया गया कि 
केवल संस्कृद बोलने वाले ही देद नहीं होते ॥ झगर इसी से देव हो जाते 


( शरण ) 


हो तो हम मनुष्य भी देव हो जायेंगे जो संस्कृत बोलते हैं, पर ऐसा नहीं' 
हैं ! हम मनुष्य है; यह स्पष्ट है । मुस्कराते हुये आचार्य श्री ने कहा-- 
यंदि सस्कृत से बोलनेसात्र से ही कोई देव हो जाता हो तब तो' 
विदेशो से भी श्रनेक लोग संस्कृत बोलते हैं। क्या वे देव हो गए ? 

अबकी वार पडित जी श्रचकचाये । कहने लगें--नहीं, देव तो' 
भारतवार्सी हो हो सकते हैं। वे तो श्रब म्लेच्छ हैं। श्राचार्य श्री ने कहा 
तब आप सस्क्त बोलनेसात्र से किसी को देव कंसे भान लेते है ? यदि 
सानते है तो उन्हें भी श्राप को देव मानना पड़ेगा। वे कहने लगे--- 
नही, वे संस्कृत बोलते तो हैं पर उनका संस्कृत के प्रति अनुराग और 
विद्या नहीं है । 

आचाये श्रो--नहीं, यह वात गलत है। श्रनेंक विदेशी विहान्‌' 
ससरद्वत से श्रच्छा अनुराग रखते हैं। यह बात श्राप कंसे कह सकते हैं 
कि उनको संस्कृत से अनुराग नहीं है। इस बात पर वे टाल मटोल 
करने लगे । इधर समय भी काफी हो गया था। मेघ झाकाश पर श्रपना 
गहरा अ्रधिकार जमाये हुए थे । दिन भो छिप चुका था। आचाय॑ श्री ने 
आज के विषय का उपसहार करते हुए गोष्ठो को समाप्त किया | 
अआचार्य श्री ने बहस मे कठुता पैदा नही होने दी । 

गोष्ठी के बाद एक संस्कृत प्रोफेसर मिलने झ्राये । वे कहने लगे--- 
हम प्रोफेसरो श्रोर पडितो से यहो तो श्रन्तर है। एक दाव्द के लिए 
उन्होने सारा भजा विगाड़ दिया। श्रच्छा प्रकरण चल रहा था। बड़ा 
झानन्द आ रहा था। दव्द की गलती भी हो सकती है पर चह तुच्छ है । 
उससे उलझ जाना उचित नहीं है । पर पंडित लोगो को यह प्रवृत्ति रहती 
है। आपने तो कोई गलती की भी नहीं थी । पर क्या किया जाए ? 
एक ओर से ये संस्कृत पिकास की ऊँची-ऊँची उड़ानें भरते हैं और 
उसके लिये इकट्ठ होते हैं, इुसरी शोर श्रापस मे पंसी कलह कर लेते हैं । 
इसी कारण संस्कृत का विकास रुका हुआ है । 





दूसरा प्रकरण 






प्रवचन (१) 


यश बसलकलता कल. 


अ्रमण संस्कृति का स्वरूप 


चेतना के जगत में हिसा और अहिंसा का भमेला नहीं है। चहाँ 
श्रंतर और बाहर का इंढ् नहीं है । स्वभाव ही सब कुछ है । वहाँ पहुँचने 
पर वाहर का श्राकर्षण मिट जाता है ! 

पौद्यलिक जगत्‌ में चेतन ,भ्रौर श्रचेतन का इंद्व है, इसलिये वहाँ 
हिंसा भी है और अहिसा भी है। बरी श्राकर्षण हिंसा को लाता है, 
उसकी मात्रा बढ़ती है तब उसका मिषेष होता है । वह श्राहिसा है । 

अहिसा का श्र्थ है--- बाहरी श्राकर्षण से मुक्ति । वाहरी पदार्थों के 
भ्रति खिचाव होता है, इसीलिये तो भनुष्य संग्रह करता है । संग्रह के लिये 
शोषण और युद्ध करता है । 

अहिंसा और अध्यात्म को अव्यावहारिक मानने वाले वे हो लोग हैं, 
जो बाहर से अ्रधिक घुले मिले हैं। उनकी दृष्टि मे जीवन के स्थूल पहलू 
ही भ्रधिक भुल्यवान हैं । 

बाहरी शकर्षण हिंसा है। बाहर से अ्सक्ति, परिग्रह श्रौर उसके 
समर्थन का श्राग्रह-एकान्तवाद, कठिनाइयों के मूल ये तीन हैं शौर सारे 
दोय इनके पत्न-पुष्प हैं 

झाज का विश्व विपदाह्नो,के कगार पर खड़ा है। उसे श्रश्मान्ति से 
उदबारने के लिये “अनेकात[हप्टि सहारा चन सकती है। वाहरी पदार्थों के 
बिना जीवन नहीं चल सकता । गृहस्थ जोवन में उनकी पूर्ण उपेक्षा नहीं 
की जार सकती, पुरा निषेध नहीं किया जा सकता, यह एक तथ्य है। किन्तु 
उनके प्रति जो अत्यधिक भुकाव है चही सारी दुविघाएँ पैदा करता है। 

- अहिसा श्राकर्षण की दूरी से नापी जाती है, वह केवल योग्य वस्तुओं 


( १३२१ ) 


की दूरी से नहीं नापी जा सकती। मूर्च्छा का ममत्व स्वयं परिग्रह है 
बस्तु का संग्रह हो या न हो, ममत्व से जुड़ी हुईं वस्तुएँ भी परिय्रह हैं ।, 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--- हिसा और परिग्रह दोनो सत्य की उप- 
लक्ष्धि में बाघा हैं । इन्हें नहीं त्यागने वाला घामिक नहीं बन सकता !' 
दुःख के बाहरी उपचार से दु.ख के मूल का विनाश, नहीं, होता। भगवान्‌ 
ने कहा-- घोर ! तू दुःख के अग्र और मल दोनो को उखाड़ फेक । 
(अ्रग्न च घुल व किस च घीरे ।) 
शसुत्ष और श्रज्माति में दोनों महा भयकारक हैं। (श्रगाय॑ अपरि 
निमाण म भ्रभय) । इनका प्रवाह कर्स से है। कर्म का प्रवाह मोह मे है 
प्रिय और अ्रप्निय पदार्थों से सृढ़ बनने वाला शाति नहीं पा सकता और 
सुख भी नहीं पा सकता। सुख इन्द्रिय और सन की अनुभूति है । वहं 
प्रियता की कोटि का तत्व है । शाति आत्मा की समवृत्ति है। सु.ख-दुःख, 
लाभ-अलाभ, जीवन-मुत्यु, उत्कषे-अ्रपकर्ष, श्रावि आदि उतरती-चढती सभी 
अवरथाओं मे वृत्तियो की समता जो है, वह शांति है । 
अप्रिय और प्रतिकूल संयोगो मे भी विचार तरंगो की जो श्रप्र॑- 
कम्पना है वह श्ञाति है। आ्ात्म-निर्भरता और स्वावलम्बन शांति है । 
श्रमण संस्कृति का श्रर्म है-- ज्ञांति की सस्कृति । वह सम, दाम और 
शअ्रम---स्वावलबन या वेयक्तिकता के आधार पर टिकी हुई है। भगवान 
ने कहा आ्रामण्य का सार उपशम है। उपद्यम जो है वही श्रामण्य है । 
“उवसयंसारं सामण्णं ह 
सम्यक दृष्टि, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्रकों श्राराधना जी है 
वही जैन घमम है । 
अनेकान्त, अनाग्रह और श्रध्यामम का जो विचार है वही जैन 
दर्शन है 
अहिसा, अपरिप्रह और अभय को जो साधना है वही जैन, वर्दान 
का मुक्ति मार्ग है। कि 
- विद्व मेत्नी का सार्ग यही है। वैयक्तिक दुर्ले बताम्नो को जीते बिता 


( १३३ 9 


विजय नहीं । विजय के बिना क्वाति और अखंड की उपलब्धि नहीं--- 
जैव धर्म का यही मर्म है ८ 
« , स्याद्वादों बिद्यते यस्मिनु, पक्षपाती न चिद्यते। 
नासत्यत्यपोड़न॑ किडज्चित्‌ जेन धर्मः स -उच्यते ॥ 
आसबो भव हेंतुः स्यात्‌, सम्ब॒रों मोक्ष कारणम्‌ । 
इतीय माहती हृष्टिः सर्व सन्यत्‌ प्रवधत्चनम ॥ 
आचायेंश्री का यह गअवचन ३० नवग्वर १६५६ को सप्र्‌ भवन मे 
जैन गोष्ठी मे दोपहर के समय हुआ। देरी हो जाने के कारण आचाय॑ श्री 
ने श्राह्र एक ही समय (केया । हि 
जैन गोण्ठी के मत्नी डा० किद्योर ने आचार श्री से वहाँ पधारने 
-के लिए निवेदव किया था। बाद मे स्थिति ने कुछ पलटा खाया । अन्य 
जैन सम्प्रदायो के साधुओ ने या उनके श्रावको ने भी वहाँ आने का आग्रह 
किया | आचाये श्री ने कहा--अगर वे आएं तो मुझे तो वहाँ न जाने 
या जाने मे कोई आपत्ति नहीं। अपनी आत्मा का पुरा आलोचन करने के 
बाद मुझे मेरे एक प्रदेश मे भी कोई दुर्भाववा नहीं लगती, मेरी हृष्ठि - 
में भी सही काम होना चाहिये, चाहे वे करे या हम करें । पर खेद है 
कि जैन समाज मे, विशेषतया साधुओ मे भी अभी समन्वय की वृत्ति नही 
आई है। 
अत मे वहाँ के कार्यकर्ताओ्रो ने आचार्य श्री की उपस्थिति श्रावश्यक 
समझती । उनके निवेदन पर आचार्य श्री वहाँ पधार गये । दिग्म्बर 
आचार्य श्री १०८ देशभूषण जी भी आये थे। काका कालेलकर के 
उद्घाटन भाषण के वाद आचार्य श्री देशभूषण जी ने, मंगल प्रवचन 
किया । फिर आचार्य श्री का श्रमण सस्क्ृति तथा जैन धर्म के स्वरूप 
'पर सारगर्भित प्रवचन हुआ । 
दिन थोडा रह जाने के कारण प्रवचन के बाद आचार्य श्री वापस 
'पधार गये । प्रीछे से प्रोण एम० कृष्णमूर्ति ने प्रवचन का अ ग्रेजी से 
अनुवाद किया । _ 


( श्३४ ) 


प्रतिक्रण के बाद टी० सी० औं० के एक आफीसर श्री पुष्कर 
झोका दर्शनाथे आये । भ्राचार्य प्रवर ने उन्हे अणुत्रत ग्रादोलन की जान- 
कारी दी। फिर प्रार्थना के बाद जैन सेमिनार के अध्यक्ष भारत के प्रमुख 
उद्योगपति श्री साहू शातिप्रसाद जी जैन आचार श्री के दर्शनार्थ आये ॥ 
उहोने जैन साहित्य और समाज के बारे मे काफी चर्चा की । 


प्रवचन (०) 
धर्म व नीति 


दिल्‍ली मे मे तीन बार आया हूं, पहिले पहल मैं जब आया तब 
अणुव़्त आन्दोलन का पहिला वार्षिक अश्रधिवेशन हुआ था । दूसरी बार मैं 
यहाँ चातुर्मास करने श्राया और भ्रव तीसरी दार मैं एक बहुत लम्बी यात्रा 
तथ करके ञ्रा रहा हूँ । दिल्‍ली से सेरे न आने पर भी हमारे साधुओं 
ने यहाँ श्रच्छा कार्य किया है। विभिन्‍न कार्यक्रमों से अशक्षत की! 
जानकारी और निष्ठा भी पैदा हुई है। में चाहता हूँ, हमारा यह क्रम 
जारी रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि साधुओं को इस से क्या 
सतलब ? उन्हें तो जंगल में एकान्तवास और ध्यान करना चाहिए। 
पर यह सही नहीं हैं। भगवान महावीर ने कहा है--साधुशों का कार्य है 
साधना करना। वह जंगल मे भी हो सकती है कौर लोगों के बीच में भी 
“साधयति स्वपरकार्याणीति साधु:” साध्‌ वही हैं जो अपना और दूसरों का 
भी कार्य साथे। अ्रतः साथु को अपना कास करना भी साधना है और 
दूसरो के आत्मगुणवर्धक कार्यो मे सहायक होना भी साधना है | 

शास्त्रों सें चार प्रकार के मनुष्य बतलाये गये हे। एक प्रकार के 
सनुष्य शझात्मानुकमस्पी--जो श्रपनी ही चिन्ता करने वाले होते हैं । दूसरे 


( शे३५ ) 


पराएकस्पी---जो दूसरों की ही चिन्ता करने वाले होते हैं। तीसरे 
उभयानुकमस्पी--जो अपनी भी और दूसरों की भी चिन्ता करने वाले 
होते हैं। चौथे प्रकार के मनुष्य जो न आत्मानुकम्पी हैं न परानुकस्पी--त 
भ्रपनी ही चिन्ता फरते हैं श्रौर न पर की ही। इसमें श्ज के साथू 
तीसरे प्रकार के होने चाहिएं अर्थात्‌ ये श्रपना हित भी साथें और दूसरों 
का भी । श्रपती साधना के साथ साथ वे लोगों मे श्राकर कुल कार्य करें । 
यह हमारी साधना के सर्वया अनुक्ल है । 

आज यह हमारा मुख्य कार्य है--मानवता हीन सानव समाज सें 
मानवता की पुनः प्रतिष्ठा करना । श्राज मानव नें सबसे बड़ी चीज जो 
खोई है, वह है---मानवता ॥ इसलिए श्राज भी सबसे बड़ी आवश्यकता 
है कि उसे प्राप्त किया जाय। मुझे श्रावचर्य होता है कि श्राज उन छोटी 
छोटी बातो के लिए भी हमें उपदेश करने पड़ते हैं, जो सहज ही जीवन 
में होनी चाहिए १ एक सनुष्य दूसरे के साथ विद्वासघात करते नहीं 
सकुचाता । इससे बढ़कर और क्या बतन होगा । यह चर्तमान युग का 
जमाने का रंग है । पर हमें निराश होने की श्रावश्यकता नहीं। हमें 
कर्तेव्य करना हैं। शोर उस खोई हुई मानवता फो पुनः प्राप्त करना है । 
इसी कारण आज नीति की प्रतिष्ठा करना आवश्यक हो गया है । पर 
यह श्रव्यात्म की भूमि के बिना टिक नहीं सकती । बहुत से लोग स्वार्थ 
के लिए नीति का अभ्रवलंबन करते हैँ । पर यह स्थायी नहीं होता । जब 
तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक नीति का अ्रवलस्थन किया जाता है । और 
स्वार्य साधना के बन्द होते ही नीति की साधना भी बन्द हो जाती हैं । 

शांधी जी ने एक बार कहा था---अहिसा मेरा व्यविंतयत घर्स हैं । 
कांग्रेस नें उसे नीति के रूप में स्वीकार किया हे ।. यह उसका घर 
नहीं है। इसी का यह परिणाम है कि झ्राज गांधी जी के चले जाने के 
बाद कांग्रेस के वे व्यक्ति, जिनसे कुछ श्रादर थी, अहिंसा को भुला 
बैठे हैं । श्रगर कांग्रेद ने इस को धर्म के रूप से स्वीकार किया होता तो 
झाज अ्रहिसा को इस प्रकार भुलाया नहीं जाता ॥ पर वह केवल नीति 


(६ ३६ ) 


थी । और वह स्थायी-कंसे हो सकती थी ? 

व्यवहार शुद्धि के बिना आंतरिक शुद्धि स्थायी नहों वेन्र सकती । 
अतएव झास्त्रो में कहा है--/धम्मो शुद्धस्त चिट्ठई धर्म शुद्ध श्नन्तः 
करण से स्थित होता हैं। किस्बदन्ती है, सिहनी के दृध के लिए सोने 
की थाली आवश्यक है । उसी अकार नेतिक, व्यवहार के लिए श्रध्यात्म 
की भूमिका को नितांत अपेक्षा है, श्रन्यवा वह टिक नहीं सकता । 

यह कहा जा सकता है कि घर्में से श्रात्मा पचिन्न वनतो है या 
झात्मा से धर्म टिक सकता है ? क्योकि घर्मे को श्रात्म की शुद्धि का 
साधन साना गया है पर बिना श्रात्मा को पवित्र किये वह व्यक्ति भे 
ठहरेगा कैसे ? 

अतः अणुन्रत आन्दोलन कहता है कि आत्मा की शुद्धि करो। ब्रत् 
शुद्धि के साधन हैं। कुछ व्रत ग्रहणा करो। वंसे शक्रार्त्शशुद्धि और धर्म 
के चीजें नहीं हैं। आत्मा की पूर्ण शुद्धि ही घर्म का पूर्ण स्वरूप है । 

केवल व्यवहार शुद्धि से दोषो की जड़ नहीं कठती । अ्रतएव 
भगवान ने कहा है “अग्रंच मुलंच विभिच्च धीरो” घोर पुरुष दोष के 
अग्र और मूल दोनों का उन्मूलन करें। 

जैन दर्शन से दोष शासन के दो प्रकार वताए. गये हैं। पहिला 
उपश्म झौर इूसरः क्ष पक । आठवें गृण स्थान से उठने चाला जीव जो 
मोह का हम नहीं करता, उपशर्म करता है। यह उपदडाम श्रेणी का 
आश्रय लेता है । उस श्रेणी से ग्यारहवें गुण स्वान तक चला जाता है। 
पर उसे वापिस नीचे गिरना पड़ता है। पर क्षपक श्रेणी से चढने वाला 
जीव नीचे नहीं गिरता १ वह सिद्धि के उन्नत शिखर पर पहुँच जाता 
हैं। उसी प्रकार घ॒र्म से केवल व्यवहार शुद्धि के लिए पालन करने वाले 
दोषों का पूर्णा इमच नही कर सकते । श्रवसर श्आाने पर वे दोष पुनः 
उद्दुद् हो जाते हैं । पर आन्तरिक शुद्धि से होने वाली व्यवहार शुद्धि 
स्थायी और सर्वाय होती है अतः घ॒र्म को केवल “व्यवहार शुद्धि के लिए 
क्ररना रोग का सर्वनाद्क उपाय नहीं है । 


( १३७ ) 


लोग पूछते है---इतने वर्ष हो गये, श्रनेकों ऋषि-मुनियों ने श्रहिसा 
का उपदेद किया । पर उसका फल क्या हुआ ? क्या श्रद्यांति संसार से 
मिट गईं। पर सोचना है श्रगर अश्रहिसा ने कुछ नहीं किया तो हिंसा से 
भी आखिर कौनसी शान्ति स्थापित हो गई । वह भी तो हजारों वर्षों से 
चलती श्रा रही है। पर तत्व यह है कि जितने साधन हिंसा को मिले 
उन में से श्रगर उनका थोड़ा अ्ंद्व भी अहिसा को सिल जाता तो न जाने 
संसार में कया से कया हो जाता । 
थोड़े बहुत साघन उपलब्ध हैं, पर उनमे भी आज सहयोग नहीं 
है। जितनी भी अ्रहिसक शक्तियाँ हैं वें श्रापस में मिलती नहीं । हिसक 
शवित्रयाँ बिना मिलाए आपस में मिल जाती हैं। जितने साधन श्राज 
अ्रहिसा को प्राप्त हैं, उतनो का समुचित उपयोग हो, तो भी बहुत काम 
किया जा सकता है। श्राज उनके सिलने की बड़ी आवश्यकता है । 
अहिसा का आचरर क्यों ? 
प्रइन है, अहिसा का श्राचरण क्यों किया जाए ? उत्तर भी सीधा 
हे--अ्रभय बनने के लिए श्रहिसा का श्राचरण करो । यद्यपि अहिसा 
मनुष्य को अमय बनाती है, फिर भी सब जगह श्रभय होता अ्रच्छा नही । 
इसलिए कहा गया है कि पाप से भय खाझो । जो पाप से डरता हो यही 
अहिसा की पूर्ण साधना कर सकता है। शास्त्रों से कहा है--पाप से 
डरने वाला ही मृत्यु से मुकत वनता है। म्रणुक्नतों की साधना श्रभय की 
ओर सफल प्रयास है । कुछ लोग भ्राशका भी करते हैं कि अ्रगुत्रत नया तो 
है ही नहीं फिर चलने की क्या श्रावश्यकता हुई । मे पूछता हूँ संसार में 
आपदिर नया कया है ? श्राचार्य--हेमचन्द्र ने भगवान की स्तुति करते 
9०७ यथा स्थितं वस्तु विश्वल्नघीश । 
नताहशंकौदलं _ माश्रितोषसि । 
तुरंग झ्ूगा. ण्युपपादयद्ध्यो- 
नमः परेमपो लव पंडितेम्यः ॥ 


( श्वष ) 


सब कुछ पति प्राचीन काल से चला आ रहा है झतः त्रत की 
परम्परा भी पुरानी है। पर झ्ाज के युग में जब संसार अगणुन्नत से भय॑ 
भीत है, श्रणुत्रत की अत्यधिक श्रावश्यकता है । श्रणुद़्त श्रभय बनाता 
है। आ्राप अपने मन से भय को निकाल दें तो संसार से कोई भय है ही 
नहीं । श्र यह क्त्तो से ही पैदा की जा सकती है । 

आज १ दिसम्बर १६५६ को प्रात काल पचमी समित्ति से निवृत्त 
होकर आचार्य श्री नाथ एवेन्यू एम० पी० क्लब पथारे। राष्ट्र कवि श्री 
मैथिलीशरण जी गुप्त, श्री सावित्री देवी निगम आदि कई ससत्सदस्य 
आचार्य श्री को लेने आये । क्लब में पधारने पर श्री सावित्री देवी निगम 
ने आचार्य श्री का स्वागत किया और अगु्‌त्रत आन्दोलन की भूरि भूरि 
प्रशंसा की । 

वहाँ उपस्थित ससत्सदस्यो एवं प्रमुख नागरिकों के वीच आचार्य श्री 
ने मर्मस्पर्णी प्रवचन दिया। 

प्रवचन के उपरान्त क्लब के मन्नी श्री केशव अय्यगार ने आचायें श्री 
का झाभार मानते हुए कहा--आप हमे उपदेश देने पघारे है यह श्रापकी 
वडी कृपा है। बहुत से लोग आपके इस सयम मूलक आन्दोलन को 
महत्त्व नही देते । श्राज जब मैं लोकसभा की गैलरी में सदस्यो को भ्राज 
के कार्यक्रम और भ्रणुत्रत श्रान्दोलन की जानकारी दे रहा था तो चहुत 
से सदस्य कहने लगे---भला इस आन्दोलन से क्या होने वाला है। यह 
तो बालू से तेल निकालने जैसा प्रयास है। आज के युग मे सयम के माध्यम 
से राष्ट्र की समस्याओं को सुलभाना हास्यास्पद प्रतीत होता है। मैंने 
उन्हें समझाया कि संयम के माध्यम से ही सही हल निकलने वाला है | 
लोग भले ही आ्राज इसके महत्व को न समझें । परन्तु यह बुनियादी 
काम है जिसका महत्व स्वीकार करना ही होगा । 





विद्याध्यपन का लक्ष्य 


वह ज्ञान भ्रज्ञान है जो जीवन के अ्रन्तरतम फो छूता नहों । वह 
विद्या अ्रविद्या है जो श्रन्तव त्तियों मे परिशुद्धि नहीं लाती--ये हमारे 
भारतीय महंषियों के चाबय हैं, जिनमे प्रेरणा भरी है, श्रोज भरा है। 
में बहुधा कहा करता हूँ कि विद्याध्ययन का लक्ष्य जीविकोपार्जन नहीं 
है । ऋषियों के शब्दों मे “सा विद्या या विसुक्तपे” । उसका लक्ष्य है 
“पृवमुक्ति” वुराइयों से छुटकारा, अपने शुद्ध स्वरूप में अचस्थान । 
पर बड़े खेद का विषय है कि जीवन का यह महान्‌ लक्ष्य श्राज श्राँखों से 
श्रोभल होता जा रहा है। तभी तो किताबी पढ़ाई के लिहाज से शिक्षा 
का अ्रधिक प्रचार होने के वावजूद भी भ्रन्तर चेतना की दृष्टि से उसमें 
कुछ भी विकास नही हो सका है । 

हम श्राये दिन सुनते हैं, भ्रमुक स्थाव पर विद्यार्थियों ने उद्दण्डता 
की, उच्छुद्भूलता की, श्रनुशासनहोनता वरती। यह सब क्यों सारा 
वायुमंडल ही कुछ इस प्रकार का बना हुआ है । क्या घर से, क्या परि- 
बार के इर्द गिर्द, वे ऐसा! ही पाते हैं । प्राज संपूर्ण वातावरण में एक 
नया झालोक भरना होगा । विद्याथियों को अपने जीवन का सही मूल्य 
समभला होगा | अभिभावकों और श्रध्यापको को भी यह ससकना होगा 
कि विद्यार्थी राष्ट्र की सब से बड़ी संपत्ति है। उन्हें श्रम्युत्यान और 
जागति फी ओर ले जाना सब का काम है। इसके लिये उन्हें स्वयं को 
भ्रति जागरूक बनाना होगा । 

प्रवचन फा उपसंहार करते हुए आचार्य प्रवर ने कहा--भाज 
भौतिकवाद सर्वत्र प्रसार पाता जा रहा है। हिसा से व्याकुलता और 
श्रतुरता आदि भ्रशांतिकारी प्रवृत्तियाँ पनप रही हैं। यही कारण है कि 


( ९१४० ) 


जीवन का महत्व श्राज बाहरी दिखाबे से सम्राता जा रहा है। यदि 
अंतर जीवन का सच्चा संरक्षण हम चाहते हैं तो इसे रोकना होगा । 

इसका सब से श्रघिक उपयोगी एक यही उपाय है कि वालको को 
शुरू से अध्यात्म की शिक्षा दी जाय । फलतः वे वहिहं ष्टि नहीं बनेंगे । 
बहिह षिट नहीं बनने का अर्य है---आत्मोन्मुख वनना । जहाँ श्रात्मोन्मुखता 
है, वहाँ बुराइयों नहीं भ्रातीं, कालुष्य नहीं पनपता । जीवनवृत्ति परिमाजित 
हो, इसके लिये में विद्याथियो, साथ-साथ अ्रध्यापकों एवं श्रभिभावको 
से भी कहना चाहूंगा फि वे अणुत्रत आंदोलन के नियम! को देखें, 
उन्हें आ्त्मसात्‌ करें। विद्यार्थियों के लिये विशेष रूप मे थे पाँच नियम 
रखे गये हैं-- 

(१) सद्यपान नहीं करना | 

(२) धूम्रपान नहीं करना । 

(३) किसी भी तोड फोड मुलक हिंसात्मक प्रवृत्ति से भाग नहीं 
लेना । 

(४) अ्रवेधानिक तरीको से परीक्षा मे उत्तीर्ण होने का प्रयास नहीं 
करना । 

(५) हपये आदि लेने का ठहराव कर वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं 
करना । 

यह प्रवचन ५ विसम्बर १६५६ की प्रात.काल नयी दिल्‍ली की 
अत्यन्त अनुशासित प्रमुख शिक्षण सस्था माडने हायर सेकन्डरी स्कूल मे 
हुआ । इस विद्यालय मे एक हजार से अधिक छात्र-छात्राये पढती है । 


वननीीनिननीन तन ेनमन न. 


प्रवचन (४) 


श्रद्धा व आत्मानिष्ठा 


“वितिगिच्छः समावण्णेणं श्रघाणेणं णो लहुई समाहि” संदायशील 
सनुष्य समाधि-शाच्ति को प्राप्त नहीं कर सकता । संशयज्ञील को दूसरे शब्दों 
मे हम सिथ्या भी कह सकते हैं। जो श्रद्धाशल होता है, उसे संशय नहीं 
होता । चह्‌ सम्यक्त्वी कहलाता है । इसके बीच भी एक अवस्था होती 
है 'सासादन सम्यवत्व', पर उसको स्थिति चहुत थोडी होती है । 

प्राणी का स्वभाव है क्रिया करना। अगर क्रिया करेगा? तो वह 
सम्ययु या मिथ्या अ्रवदय होगी । गीता में भी कहा है-- 

प्रश्शचाश्रदृदधानइच, संशयात्मा विनव्यति । 
नाय॑ लोकोस्ति न परो, व सुख संशयात्मनः ॥ गीता ४-४० 
श्रश्नद्धाशील सनुष्य का विनाश हो जत्ता है । 

प्रदन उठता है श्राखिर श्रद्धा किसमे रखनी चाहिये । बसे तो 'भिन्‍न 
भिन्न लोग सिन्‍न शिन्‍न प्रतीको मे विश्वास करते है। कोई प्रतिसा से, 
कोई भ्रग्नि मे, कोई वृक्ष मे, फोई आकाश में अद्धा करता है । इस भकार 
श्रद्धा के स्थान प्रनेक हो जाते हैं। पर श्रद्धा का श्राखिर श्राधार क्‍या 
है ? यह सही है कि यह भी श्रद्धा ही है । पर वास्तव में श्रद्धा का मतलब 
है भ्रास्तिक्य । यही इसका श्राघार है । आ्रास्तिक्य यात्री आत्मा, परमात्मा, 
देव, भगवान्‌ और श्रपतें श्रापा विहवास। जो व्यक्ति श्रपने श्रापका 
“मे हैं” थहू विश्वास कर लेगा तो वह श्रपने जैसे ही इूसरो क्के 
आस्तिक्य मे भी विदवास कर लेगा। जैसा मुझे दुःख होता है, वेसा 
औरों को भी होता है, यह बात भी उसकी समझ से श्रा जायगी | अतः 
चह किसो को भी कष्ठ नहीं देगा । न्‍ 

भगवान्‌ पर हमारी श्रद्धा होती है, अतः हम उनका स्मरण करते 


( १४२ ) 


हैं। पर उससे हमे क्या मिलने चाला है ? क्‍या भगवान्‌ हमे कुछ देते 
हैं? नही, भगवान्‌ न तो हमे कुछ देते हैं और न हम कुछ उनसे पाते 
हैं। परन्तु उनके गुणों का स्मरण कर हम अपने आपको तदनुकूल बनाने 
का प्रयत्न करते हैं। उनमे जो गुण हैं, उन्हें हम भी पा सकते हैं। इस 
प्रकार श्रद्धा के द्वारा हम अपना चौसुख्ती विकास कर सकते हैं। वहुधा 
श्रद्धेय का नाम लेकर तिकल जाने पर कार्यसिद्धि होती है । इसमे श्रद्धेय 
की श्रपेक्षा रचय की निष्ठा का चमत्कार ही श्रविक है। 
इसी प्रकार कोई भी आन्दोलन विना निष्ठा के सफल नहीं हो 
सकता । भला, जिसमें स्वयं को श्रद्धा नहीं, उसमे दूसरों की निष्ठा कंसे 
हो सकती है। श्रगर आन्दोलन मे हमारी निष्ठा हुईं तो श्राज भले हो 
उसकी श्रावाज को कोई न सुने, पर एक दिन अ्रवश्य हमारी बात सुनी 
जायगी ! शिक्षु स्वामी ने प्रारम्भ में जब तेरापंथ की नींव डानी, तब 
उनके पास कौन सुनने श्राता था ? वे श्रपने साधुओ्ों को लेकर बैठ जाते 
और कहते “आझो प्रवचन करें?। साधु कहते--महाराज ! आपका 
प्रवचन सुनने के लिये कोई श्रावक तो है ही नहीं, श्राप किसको सुनायेंगे ? 
थे कहते, तुम्हें सुनायेगे । एक बार नही, अनेक बार भिक्षु स्वामी ने ऐसा 
किया था और उसी हढ निष्ठा का फल है कि आज उनकी बात सुनने 
वाले लोगों की भीड़ नहीं समाती । गाँधी जी भी कहा करते थे---“श्रगर 
तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है तो तुम जंगल में जाकर निष्ठा- 
युवक भ्रपनी बात जोर जोर से कहो । चह अवश्य फल लायेगी ।” 
जब अपणुन्रत आन्दोलन छुरू हुआ तो कौन जानता था कि वह इतना 
व्यापक बन जायगा। इतना ही नहीं, हमारे निकट रहने वाले लोग भी 
इसकी खिल्लियाँ उड़ाया करते थे। पर हमारी निष्ठा बलवती थी। 
उसका ही यह परिणाम है कि आन्दोलन प्रतिदिन श्रागे बढ़ रहा है। 
यद्यपि में यह सानता हूँ कवि हमने आज तक जितना किया है, उससे 
कई गुना ज्यादा और करना है। और इसके लिये मै कार्यकर्ताओं से 
” कहूँगा कि वे निष्ठापूर्वक काम करते रहें । श्रगर कार्यकर्ताओं ने निष्ठा- 


( १४३ ) 


पूर्दक काम किया तो सेरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आवगा, जबकि 
सारा संसार हमारे कार्ये को देखेंगा । 

आप झपने आपको कभी तुच्छ न समझे । साथ-साथ अभिमान भी 
न करें । यह कभी ने सोचें कि हम क्या कर सकते हैं ? हमारी आत्मा में 
झनन्त शक्ति है, उसे विकसित करते चलें, सब कुछ सस्भव है । 

४ दिसम्बर १६५६ की प्रात काल ठहरने के स्थान पर यह पहला 
प्रवचन था । 

प्रथम प्रहर मे पचमी से लौटते सयय आचार्य प्रवर थोडी देर 
'डालमियाँ' की कोठी पर ठहरे। श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमियाँ ने 
श्रद्धापूवक सम्मान किया । धर्म प्रचार व प्रसार के विपय मे बातचीत 
हुई । स्थान पर वापस झाने के वाद श्रीमती मदालसा देवी (धर्मपत्नी 
श्री श्रीमन्‍्तारायण अग्रवाल) से थोडी देर वातचीत करने के बाद प्रवचन 
प्रारम्भ हुआ । 

प्रवचन के वाद कई व्यक्तियों ने आचायें श्री से भेंट की । इधर हाँसी 
नगर के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति 'मर्यादा महोत्सव” की अर्ज करने श्री चरणो 
में उपस्थित हुए। 


ग्रवंचत (५) 


मानवरधर्म 


देहली में आये नो दिन हो जाने के बाद भी इस बस्ती सें से आज 
पहली ही बार आया हूँ।॥ यहाँ की खटपट में तो मनुष्य की श्रावाज ही 
नहीं सुनाई देती । इसीलिये श्राप लोग बोलने के लिये भौतिक साधन 
(लाउड स्पीकर) का उपयोग कर रहे हैं। यदि झाप ग्रकंति से रहते 


(६. श्डेंड ) 


तो इन भौतिक साधनों की कोई आ्रावध्यकंता नहीं होतीं। भारतीय 
संस्कृति मे प्राकृतिक जीवन को महत्व दिया जाता रहा है और इसीलिये 
हमे तो प्रकृति से ही रहना है। श्रतः लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं 
करते । केवल बोलने में ही नहीं, हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति में प्रकृति का 
ही सहारा है और यही तो साधुत्व है। साधुत्व कोई वेष थोड़े हो है । 
प्रकृति में रहना ही वास्तव मे साधना है और इसीलिये भारत में श्राज 
भरी साधुओं को प्रावाज सुनी जाती है। हम अपनी साधना को दो बातें 
कापकों भी सुना दें। साधना से हमे जो फल मिला है, उसे स्वार्थी 
बनकर श्रकेले ही नहीं खाये, दूसरे लोगों मे भी बाँटें। 
एक बात मैं झापसे पूछता चाहता हु--श्राप जो संसार से श्रानन्द 

भाम रहे हैं, उसका झ्राधार क्‍या है ? हो सकता है, श्रपके पास जीवन 
है, पर आप सोचिये, इसका क्या भरोसा है। एक कवि ने कहा है--- 

श्रायुवायुतर त्तरंगतरल लग्नापद: सम्पदः, 

सब धपीन्द्रिय गोचराइच चदुला: संध्याञत्र रागादिवतु । 

मिन्रस्त्रीस्वज नादिसंगमसुर्ख॑ स्वप्नेन्द्रजालोपमं, 

तंत्कि वस्तु भवे भवे दिह सुदामालम्बनं यत्‌ सताम्‌ ॥ 

यह भ्रायु तो वायु की चंचल लहरों के समान अस्थिर है । देखिये, 

कल की ही धटठना है--एक भाई भेरे पास श्राता है और फहता है कि 
डा० श्रस्जेडकर ने कहा है कि मैं आचार्य श्री से मिलना चाहता हूँ और 
श्राध घंटे बाद ही दूसरा भाई आता है और कहता है कि ड/० अम्बेडकर 
तो चल बसे । तो इस प्रकार के श्रस्थिर जीवन का भरोसा कर आप 
आनन्द सना रहे है । इसमे क्या वृद्धिसानी है ? इसी प्रकार जितनी भी घन' 
सम्पत्ति है, उसके पीछे विपत्तियाँ लगी हुई हैं । इन्द्रियों के जितने विषय 
हैं, वे भी इच्बजाल के समान हैं। इनमें आावन्द मावचकर क्या श्राप सचमुच 
ही धोखा नही खाते हैं ? झ्राप जो संसार में सु मान रहे हैं, भाखिर वह 
है क्या ? हाँ यदि कोई वास्तविक सुख है तो हमे भी बताइये । हम भी 
उससे बंचित क्यों रहें ? पर हजारो भोल घूम झ्ाने के बाद और लाखों 


( श्ड॑४ ) 


लोगो से मिलकर भी सैने तो इन संबमें कुछ सी सुख नहीं पाया । आप 
सोचते होगें---धनवानो, करोड़पतियों को संसार मे बड़ा सुख है। पर 
आप सच सरनिये, उनकी स्थिति श्राज बड़ी चिन्तवीय है। उनको न तो 
सुख से खानें का समय हे झौर न सोने का । सन में वे भी समभते हैं 
मगर फिर भी श्पने को आनन्द से मानते हैं । वात कड़ी अ्रवश्य है, पर 
सही हैं कि आज के लोगो की स्थिति ठोक उस कुत्ते जैसो है, जो भूखा 
रहकर भी केवल शाव्दिक सम्मान पाकर अपने को धन्य सानता है । 

कथा इस प्रकार है--किसी घोदी के पास एक पालतू छुत्ता था ३ 
उसका नाम था 'सताना' । वह जब धर से घाद पर जाता तो धोची, जो 
घाट पर रहता था, समऋृता--क्ञायद वह घर से ही रोटी खाकर झाया है 
और घर झाता तो उसकी पत्नियां (धोबी के दो पत्नियाँ थी) समभती- 
घोवी ने इसको रोटी डालदी होगी । इस प्रकार दोनों ही तरफ से उसे 
भूखा रहना पड़ता । वह थककर एकदम कुदा हो गया। उसकी यह 
दशा देखकर दूसरे कुर्ते उससे कहने लगें---जब तुम्हें रोटी नहीं मिलती तो 
तुम यहाँ क्‍यों रहते हो ? वहू कहने लगता--भाई ! यह तो सही है 
पर एक बात है, धोदी के दो पत्नियाँ हैं। वे जब आपस से लड़ती हैं 
तो एक कहती है--मैं क्यो “तू सताने की श्लौरत” इस प्रकार रोटी नहीं 
मिलने पर भी दो स्त्रियों का में पति कहलाता हूँ । क्या यह कम गौरव 
की बात है ? 

इसी प्रकार श्राज लोग घन से सुख नहीं पाते पर उसकी प्रतिष्ठा 
से अपने को धन्य मानते हैं । यह है आज के लोगो को स्थिति । पर हमें 
प्रतिष्ठा का मुल्य बदलना होगा । प्रतिष्ठा धन की न होकर त्याग की 
होनी चाहिए। आज लोग जीने का स्तर ऊँचा होने के साने मानते 
हैं---भौतिक समृद्धियो का ज्यादा से ज्यादा होना । पर जीवन के स्तर के 
माने इससे भिन्न है । उसके ऊँचे होने के माने हैं--“-जिसका जीवन ज्यादा 
सत्यमय हो , अ्रहिसामसय हो । आपको सोचना है कि आपको जीने का 
स्तर ऊँचा करना है वा जीवन का स्तर ? हाँ, यह श्रवद्यय है कि जीवन 


( १४६ ) 


के रतर को ऊँचा उठाने में श्रापतो! अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ेगा, पर आप उनसे घबराये नहीं । उसका श्रानन्द भी श्रपूर्व होगा । 
जीने के स्तर और जीवन के स्तर के भेद को आप उवाहरण से समभिये । 
यह जैन आगमों की घटना है--- 

इसुकार नामक राज की रानी अपने भहलों के ऊपरी भाग से 
बंठो हुई थी । उसने देखा--शहर मे सब जगह धूल उड़ रही है । पुछने 
पर पता लगा कि उनके पुरोहित--क्ुट्ुम्व के सारे प्राणी श्रपनी समग्र 
घनराशि को छोड़कर दीक्षा लेने जा रहे हैं श्रोर राजा उस अ्रपार 
घनराशि को अपने खजाने में रंगवा रहा है । वह तत्क्षण राजसभा में 
आई औौर राजा से कहने लगी--- 

#बता सी पुरिसो रायं, न सो होइ पसंसि श्रो । 
भाहणेण परिच्चत्त, धर्ण श्रादा उमिच्छसि ॥” 

राजन ! वमन को खाने वाला व्यक्ति कभी प्रशंसित नहीं होता। 
ब्राह्मण (पुरोहित) द्वारा परित्यक्त धन को झाप लोग लेना चाहते हैं ? 

रानी के इस उद्बोधन से राजा की आँखे खुल गईं। वह घन के 
द्वारा जीने के स्तर को उन्नत बनाना चाहता था पर रानी ने उसे जीवन 
के स्तर को ऊँचा उठाने की प्रेरणा दी और श्राखिर मे वह श्र रानी 
दोनो ही साधु-जीवन से प्रन्नजित हो गये । 

इस प्रकार आप समभ गये होगे कि मानव धर्म का क्या मतलब 
होता है। श्राप श्रपने जोबन के स्तर को ऊँचा उठाये, यही मानव 
घर्म है । 

€ दिसम्बर १६५६ की प्रात काल इस प्रवचन का आयोजन पहाडगगंज 
में वहाँ के निवासियों के विश्वेप अनुरोध पर किया गया था। प्रवचन से 
पहले मुनि श्री वुद्धमभल जी और संसत्सदस्य काका श्री नरहरि विष्णु 
गाडगील ने भी अपने विचार प्रकट किये 


अवचन (६) 


िा 


सच्ची ग्रार्थना व उपासना 


“परमात्मा की उपासना जीवन का सर्वेश्रेष्ठ लक्ष्य है । प्रार्थना, 
स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन आदि श्रादि उपासना के प्रकार हैं। लोग 
परमात्मा की उपासना करते हैं, श्रात्म-विकात के लिये नहीं, किन्तु 
भौतिक अ्रभिसिद्धियो के लिये। परमात्मा को थे अपनी इच्छापूर्ति का 
साधन मानकर उनसे भौतिक सिद्धियाँ चाहते हैं । यह बंचना है, ईश्वर के 
साथ घोखा है । उपासना आत्मिक गुणों को विकसित करने के लिये 
करनी चाहिये । परमात्मा किसी फो दुखी या सुखी नहीं बनाता । हम 
अपने पुरुषार्य से ही सब कुछ पाते हैँ । पुरुषार्थ से ईइबर बन सकते हैं, 
यह हमें नहीं भूलना चाहिमे । 

झाज लोग भूत-प्रस्त हैं। कहा भी है--चेतः प्रेतहतो जहाति न 
भवप्रेमानुबन्ध॑ सम /--चित्त से भूत का वास है। लोग स्वतः को भूलकर 
पीढ़ियो की बातें करते हैं, बया यह पागलपन नहीं है। क्राकादय को अपने 
बाहों में पकड़ने का प्रयास करना बचपन नहीं तो क्‍या है ? श्रपने हितों 
को गौणकर पीढियी के हितों को बातें सोचना भूल है । 

एक दिन एक योगी वादशाह सिकन्‍्दर के पास श्राया | सिकन्दर ने 
उसका यथोचित सम्मान किया । योगी ने पुछा--राजनू ! तुम्त क्या 
करना चाहते हो 

सिकन्दर ने कहा--मैं एक एक कर सारे देशों को जीतूँगा। विश्व 
में अपना साम्राज्य कायम करूँगा । धत-कुबेर वन कर में विश्व को 
समस्त सुख-सुविधाओं के बीच जीवन के प्रत्येक क्षण को अपुर्व आनन्द 

व्यतीत करूँगा | इतना फर लेने को बाद राज्य के भंकटो से छूट 
कर आराम करूँगा 


( एैडैंप ) 


थह सुन योगी कुछ मुस्कराया । मुस्कराहट में छिपे रहस्य को' 
सिकन्दर समझ; न सका। उसने पुछा--योगिराज ! क्‍या मेरी बातों से 
आपको झाइचर्य हुआ है ? आप जानते हैं--वादशाह सिकन्दर जो कहता: 
है, उसे पुरा भी करता है मेरे भष्य ने मुझे साथ दिया है । में जो 
चाहत। हूँ, चही होता है । आप अपनो मुस्कराहुट फा रहस्प सुख 
ससभाये । 

योगी ने कहा--मैं जानता हूँ, आप अपनी महत्वाकांक्षाओ को पूर्ण 
करने मे समर्थ हैं, पर आ्रापको नादानी पर सुझे हँसी आती है कि जो 
कार्य आप बाद मे करना चाहते हैं, वह श्रभी क्यो नहीं कर लेते । रहस्य 
सद्भाद की समझ में आ गया । ; 

वर्तमान से लोगो की यही दक्षा है। सिकन्दर जैसे मनोव्रिचार प्रायः 
सुनते रहते हैं ॥ क्या यह पागलपन नहीं है ? इससे छुटकारा पाने का 
एकमात्र साधन है--परमात्मा की उपासना । 

आत्मा की उपासना परमात्मा की उपासना है। उपासना में श्रद्धा 
और हृदय होना चाहिये । जहाँ दिखावा होता है, वहाँ चचना होती है । 
ऐसी उपासना फल नहीं लाती । 

हम प्रवचन करते हैं या आप उसे सुनते हैं, यह भी साधना या 
उपतसना का ही एक अंग है । | 

लोग प्ज्नानवह्ञ कई बार यह पूछ बेठते हैं कि साधु उपदेश देने घर 
घर क्यो जाते हैं ” प्रदव ठीक है। हम भिक्षा लेने घर घर जाते हैं तो- 
उपदेश्ञ देने के लिये या जन-जीवन मे नंतिक उत्थान के लिये घर घर 
जाये तो श्रनुचित कंसे हो सकता है ? 

साधु समता के प्रतीक हैं । सभी वर्ग व जाति के प्राणी उनके लिये 
समान हैं । उत्तका उपदेह किसी देद् या राष्ट्र विशेष के लिये नही होता ॥ 
आचाराग सूत्र से कहा है--“जहा परुण्णस्स कत्थई तहा तुच्छस्स कत्थई, 
जह्‌। तुच्छ॒स्स कत्थई तहा पुष्णरस कत्त्यई” साधु जिस प्रकार घधन-करुवेरों 
को या भाग्यशाली व्यक्तियो को उपदेश करते हैं, उसी प्रकार दूढी-फूटी 


( शडं£ ) 


ऑषड़ियों में रहने वाले निर्बेत्रों को भी उपदेश देते हैं। यह समता की 
उत्कृष्ट साधना है । 

अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा--योग क्या है ? कृष्ण ने कहा--- 
असमत्व॑ योग उच्यते-लमता का आचरण योग है ४” श्रागे उन्होंने 
चताया--“योगः कर्मंसु कौशलम्‌”--अपने कर्मों में कुशलता योग है ४” 
व्यक्ति खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है; चलता है, बोलता है, इन 
सभी कर्मों से अपनी सर्यादा को जानने व तदनुकूल बर्ताव करने वाला 
चास्तव में योगी है ! केवल खाना या न खाना ही योग नहीं है; किन्तु 
खाकर या भूखा रहकर भी अपने में विकारों को न आने देना योग है। 
“समो निन्‍दा पसंसासु तहा माणाव साणओ---यह योग की कसौटी है । 

योग उंपासना का सर्वश्रेष्ठ साधन है। स्वरूप का चिन्तन योग की 
विशिष्ट क्रिया है। प्रत्येक को यह सोचना चाहिये--“कोह कर्त्वं कुत 
आयातः“--मै कौन हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से झञाथे हो ?” इसका चिन्तन 
चवित्रता लाता हैं । परन्तु आज के लोग यह नहीं सोचते । वे ईदवर, 
स्वर्ग, नरक की वातों मे उलक कर झपने आपको भूल से रहे हैं । इसी 
आहय को स्पष्ट करते हुये तेरा पंथ के आ्य प्रवर्तक श्राचार्य सिक्षु से 
ऋहा--आपरी सापषा रो श्राप श्रजाण छे, काचरी झोरो में इवान जेम--- 
झुक काच की कोठरी है। चारों ओर काच ही काच लगे हुये हैं । कुत्ते 
को उस कमरे से छोड़ दिया तो अपनी परछाई देखकर यहू भूल जता 
है कि काच में जो प्रतिविम्व पड़ रहा है, वह मै हो हूँ ! वह यह सोचता 
है कि वह कोई दूसरा कुत्ता है। यह सोचकर वह उस पर ऋषदता है। 
कई चार प्रयत्न करने पर भी चह उसे नहीं पकड़ सकता और खुद 
लहूलुहान हो जाता है । इसो प्रकार मनुष्य को अपने आपका ध्यान नहीं 
है। बह अपने मूल स्वरूप को भूलकर इधर-उघर भटक रहा है। 
:, १० दिसम्बर १६५६ की प्रात काल यह प्रवचन नयी दिल्‍ली में १६, 
बारा खम्भा रोड पर निवास स्थान पर हुआ । 





प्रवचन (७) 


जीवन की साधना 


प्रातःछालीन प्रवचन में आचार्य श्री ने कहा--- सूत्रों में कहा गया 
है---“आणाएं सामग घधम्मं” श्राज्ञा मे मेरा धर्म है। प्रव होता है कि 
क्या 'श्राज्चा' श्र 'ेरा धर्म' ये दो तत्व हैं या एक ही तत्व के दो पहलू ? 
इसका समाधान है पक दोनों एक है, दो नही । 

साधक साधना करता है । साधना का श्राघार श्राज्ञा है, वही उसका 
धर्म है। जहाँ श्राज्ञा है वहाँ “मेरा घर्मं” (झात्म घर्म) है और जहाँ 
“मेरा धर्म” है वहीं श्राज्ञा है, ऐसा भ्रन्वय बनता है ॥ 

श्राज्ञा हम किसे सानें ? इसका समाधान करते हुये कहा है-- 
“अहंदुपदेश श्राज्ञा“--बीतराग के श्ात्म-शुद्धि-उपायभूत प्रवचन फो 
श्राज्ञा कहते हैं। 

साधक ने भगवान्‌ से पूछा--प्रभो साघना क्या है ? भगवान नें 
कहा--जय॑ चरे जय॑ चिट्ठ य॑ं मासे जय सये । जय॑ भूज॑ तो भासंतो, 
पाव कर्म न बंधई ।” (दश्लबैकालिक सुूत्र-४) यत्ला से चलो, यत्ना से 
बंठो, यत्लापुर्वक शयन करो, यत्ना से बोलो, श्राहार-विहार तथा 
विचार यत्ना पूर्वक करो--यही साधना है ।” 

खाते, पीते, चलते सब हैं, किन्तु खाने, पीने व चलने की कला नहीं 
जानते । कला के बिना साधना नहीं झ्रती | साधना के बिना आनन्द 
नहीं श्राता । 

शरीर धर्म का साधन है। खाये बिना शरीर नहीं चलता । जीवन- 
निर्वाह के लिये भोजन आवश्यक है। मोक्ष की साधना भी वारीर के 
श्रभाव में नहीं होती। तो क्या खाना मात्र साधना है ? नहीं, भोजन 
करना साधना है भी झौर नहीं भी । 

जो भोजन फेवल दारीर पुष्टि के लिये किया जाता है, वह साधना 


( १४१ ) 


नहीं | संयम की पुष्टि के लिये खाना साधना है । इसोीलिये खाना चाहिये 
और नहीं भी । शरोर जब तक मोक्ष साधना में साधक बने, तब तक 
भोजन करना साधना है और जब दारीर साधक नहीं बनता तब शरीर 
छोड़ना ही उत्कृष्ठ साधना है। घोर तपस्वी मुंनि सुमतिचन्द्र जी का 
ज्वलन्त उदाहरण हमारे सामने है । 

अभी दो भहीने की बात है | मुद्ति सुमतिचन्द्र जी मेरे पास भराये । 
हाथ जोड़कर कहने लगें---“गुरुदेव में कई महीनो से तपस्था कर रहा 
हैँ । तपस्या से जो श्रानन्द श्रीर समाधि का श्रनुभव होता है, वह वाणी 
का विषय नहीं बच सकता, फेवल श्रनुभवगम्य है १ मे यह चाहता था कि 
झन्तिस समय तक इसी प्रकार तपस्या करता रहूँ और जीवन का आनन्द 
लूठता रहूँ । किन्तु कुछ दिनो से भावना बदली है। इसका भी कारण 
है। जिस वारीर को मैं साधना में लगाये रखने के लिये कुछ भ्राहर 
देता हूँ, वह उसेपचाता नहीं, खाते ही बाहर फेंक देता है । यह देख 
मुझे ग्लानि हो गई है । श्रव में चाहता हूँ कि जब शरीर भी मेरा साथ 
छोड़ रहा है तो क्यो नही मैं इससे पहले सम्हल कर अपना कल्याण 
करूँ । भोजन मुस्े नहीं भाता । साधना में शरीर बाधक बन रहा है। में 
इसे छोड़ना चाहता हूँ। कृपा कर आप सेरी मदद करे” अस्तु मुनि 
सुमतिचन्द्रजी ने वीरत्व दिखाया, बहू उस श्राणविक युग को चुनोतो है। 
किस प्रकार एक वीर साधक भ्रपन वाधक तत्वों से लोहा ले सकता है, 
यह हमसे इस ज्वलन्त घटना से सीखना है । 


खाने के तीन उद्देश्य हे 


(१) स्वाद के लिये खाना, (२)जीदे के लिये खाना और (३) संयम 
निर्वाह के लिये खाना। स्वाद के लिये खाना अनेतिक है, जीने के लिये 
खाना पश्रववदयकता है और संयम के लिये खाना साधना है, तपस्या है । 
इसलिये प्रत्येक ग्रन्थ पात्र-दान की महिसा बताता है। दान देने वाला 
घर्मी तभी बनता है, जबकि लेने वाले का संयम पुष्ट होता हो दी जाने 


( १४५२ ,) 


कली वस्तु शुद्ध हो, देने वाला शुद्ध हो, तथा लेने वाला संबमी हो-- 
यही पात्र-दात है । 

श्रपने हिल्‍्से का देता साघुश्नों की साधना का उपष्ठम्म होता है। 
जैसे लैसे देना घर्म नही, अशुद्ध देना घर्म है । न देमे से शुद्ध देना ज्यादा 
हानिकारक है। 

सावओो के भोजन तथा तपस्था साधना के दो प्रकार हैं--भोजन 
संयम प्रुष्ठि का कारण बनता है और तपस्या विद्योष निर्जरा के हेतु । 
साथु नगर में रहे था अ्रण्य मे, साधना ही उसका जीवन है। अरण्यवास 
मे मौन रहना भी एक साधना का प्रकार है श्लौर नगर से रहकर उपदेश 
देता भी साधना का ही प्रकार है। मेरा श्रनुभव है कि श्ररण्यवास को 
साधना से भी नगर मे रहकर पवित्र रहना श्रति कठिन है। सभी संघोगो 
से नन को श्थिर रखना बहुत फठित है । शआ्राज स्वृलिभद्र चनने को 
झावश्यकता नहीं । आज झावद्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रादर्शों को 
निभाये । वास्तव में वह कठोर ब्रह्मचारी है, जो श्रपने घर मे रहकर भी 
ब्रह्मचर्य का पुर्ण पालन करे । किन्तु सव कोई गृहस्थाश्रस मे रहकर हो 
ब्रह्मच्म का पालन करे, यह कोई आवश्यक नहीं । श्रात्म-साधना के 
प्रत्येक प्रकार से वीतराग की आज्ञा है। प्रश्त हो सकता है कि यदि 
वीतराग विपरीत भ्राज्ञा दे दे तो साधक को वया करना चाहिये ? इसका 
समाधान यह है कि व्यक्ति भूठ बोलता नहीं, चोला जाता है ! श्रसत्य 
के मूल भूत कारण हैं--क्रोव, लोभ, भय श्र हास्थ । इन्हीं के कारण 
व्यक्ति श्रसत्य बोलता है | वीतराग से इनका अ्रभाव होता है । उससे 
इतनी पवित्रता आ जाती है कि असत्य का आचरण हीता ही नहीं, 
इसीलिये उसकी घाणी आददो बनी है। 

, शास्त्रों में कहा है--वीतराय को चाणी में संदेह करने वाला 
मिथ्यात्व को प्रप््त होता है। संदेहत्ील बन जाता है, इसीलिये श्रद्धा 
को हृंढ करने के लिये यह मंत्र उपयोगी होगा कि--“तमेव सच्चे निस्संकक 
जं जिर्णेह पवेइय॑--बही सत्य हैज बोतराग द्वारा कहा गया है । 


( १४३ ) 


अद्धा से व्यक्ति कितना ऊँचा हो जाता है, यह श्राचार्थ भिक्षु की जीवनी 
से स्पष्ठ हो जाता है । स्वामी जी के लिये जिनवाणी ही सब कुछ थी। 
उनकी प्रत्येक रचना से, कया में जिनवाणी की पुट है । यही श्रद्धा 
उनकी जीवन-धटनाओं के कण कण से बोल रही है । 

2२ दिसम्बर १६५६ का प्रात-कालीन प्रवचन । 


झवचन (८) 


बीरता की कसोटी 


“वणया घौरा महावीही --महापथ पर चलने वाले दौर होते है। 
शारीरिक बल वीरता का लक्षण नहीं, चह तो पशु में भी होता है | वीरता 
की कसौटी है--प्रात्मवल । यदि यह मानदण्ड न साते तो डाकू, झ्राततायी, 
पसह बैल, कसाई झादि भो वीर की कोटि में श्राजाते हैं! वे शारीरिक 
व्ाक्ति की दृष्टि से बलवान हो सकते हैं, किन्तु वीर नहीं। जब शारीरिक 
चल के साथ सहिष्णुता का गण जुड़ता है, तब वीरता भ्रा जाती है । 

भगवान महावीर अनन्त बली थे। श्रपनी कनिष्ठिका से सेर को कंपित 
ऋर देने की शक्ति उनमें थी। उनके शरीर का संहनन “वज्त ऋषभ 
नाराच था। संस्थान समचतुरस था। इतने पर भी वे महावीर नहीं 
कहलाएं। जब वे संत्तार को छोड श्रकिचन बनें, दु.सह परिषहों को 
समभाव से सहनें की जब उनमे क्षमता श्राई, तब देवो ने उन्हें 
“महावीर” कहा । कैवल शरीर के वल कौ श्रवेक्षा से बनते तो कभो 
के चीर बन जाते । 

कष्ठो को समभावष से सहता वीरता है ॥ कष्ड सहन का श्रर्य केवल 
बापसैरिक कष्ट सहन से ही नहीं, किन्तु मानसिक संक्लेष को घेर्थ पूर्वक 


( १५४ ) 


सह॒ना भी है। मानसिक संक्‍्लेश के समय सनके संतुलन को खो देना 
पहले दर्जे की कायरता है । इसीलिए कहा है-- 

“सहुनवील बन वीर बनेंगे, विश्वमेत्री का सबक सुनेंगे। 

पशु बल को प्रश्नय नहीं देंगे, 'तुलसी घामिकता पनपायेस', 

सहनद्यील वनना चीरताकी ओर बढ़ता है । आचार्य भिक्षु ने हमारे 
सामने सहनश्ीलता का महान श्रादर्श रखा। आज हम उसी आदई पर 
उलते है इसोलिए हमे विरोध विनोद सा लगता है। हमारी सफलता 
का मूल यही है। यदि विरोधो को हम धैर्यपु्वक नहीं सहते तो कभी 
के खत्म हो गए होते । हमारे विरोधी दन्धुओ ने हमारे प्रति क्या नहीं 
किया । यदि सै विरोध का इतिहास बताऊँ, तो काफो समय लग 
जायेगा । थोड़े में हो समझे कि विरोध हुआ है और झाज भी होता है 
उससे घबराना नहीं चाहिए । 

वीर का तीसरा गुण है--परसार्थे-वृत्ति । स्वार्थी को भय रहता 
है। भय कायरता है। 

फलित यह हुआ कि (१) शारीरिक वल (२) सहनशीलता (३) 
पारसाथिकता--इन तीनों के योग से व्यक्ति वीर बनता है और इन्हीं 
से साध्य की प्राप्ति होतो है । 

कुमार गजसुकुम,ल “महा पथ की ओर जाना चाहते थे । सन 
संसार से ऊब चुका था। दीक्षा ग्रहण कर भगवान्‌ अरिष्टनेसि के पास 
आये । श्राज्ञा ले दमशान की झोर चल पड़े॥ भोषण परिपहु सामने 
आए । समता से सहन कर नद्वर दारीर को छोड़ चल बसे ! यह विशेष 
साधना थी। महात्रतो का पालन था । संयत अवस्था मे भी एक विशेष 
पड़िमा का ग्रहण था। 

श्राज इतनी कठोर साधना होती नहीं। अणुद्ततो की साधना भी 
इसी ओर सही कंदम है । ब्रत्तो की साघना कष्डठमय होती है । श्रपनी 
वृत्तियो का निग्नह करना पड़ता है। किन्तु यह सीचा साय है। 

१८ दिसस्बर सन्‌ १६९५६ की प्रात काल नया बाजार मे । 


प्रवचन (£) 


धर्म का रूप 


घर के दो प्रकार हैं-“-(१) आचारात्मक घर्म (२) विचारात्मक 
घर्म । दोनो की पृणंता हो जीवन को चमक दे सकती है । 

विचारात्मक घर्मं के लक्षण हैं-- 

(१) विचारों मे भ्ाग्रह हीनता 
(२) दूसरो के विचार जानने में सहिष्णुता 
(३) भावों मे पवित्रता 
ऋचारात्सक घर्ू के लक्षण हैं--- 
(१) आचार उच्च, निर्मेल व पवित्र हो । 
(२) व्यवहार शुद्ध हो । 
(३) सत्य में निष्ठा हो, श्रहिसा की साधना हो । 

जो व्यकित कयनी और करनी में समान रहता है, वही सच्चा 
साधक है । जैन घर्मं साधना का मार्ग है। इसका तत्व ज्ञान गम्भीर 
गहन है। फिर भी समभने का प्रयत्त करना चाहिए। 

१६ दिसम्बर १६५६ को इस प्रवचन के लिये आचार्य श्री सुबह 
को नया वाज़ार से मिनर्वा विशेष रूप से पधारे। प्रवचन के पारस्भ में 
आचार्य श्री ने सरल शब्दों में नयवाद, प्रमाणवाद, तथा स्थाह्मद का 
सुन्दर विवेचन किया | प्रवचन के वाद श्रीमती सुचेता कृपलानी एम० 
पी० से बहुत देर तक चर्चा वार्ता हुई । 


कल 


प्रवचन (१०) 
मेधावी कोन ? 


आचाराग सूत्र मे एक प्रसंग श्राता है---शिष्प पुछता है--मेधावी 
कौन ? श्राजकल साधारणतया जो पढ़ालिखा है, वही मेधावी माना जाता 
है, किन्तु यह भ्र्य सही नहीं है । सस्कृत कोष में “सेघा” बुद्धि का पर्याय- 
वाची शब्द है। किन्तु आगे भेद-प्रभेंदो में ऐंसा कहा गया है कि--सा मे घा 
घारणक्षमा--वही बुद्धि मेधा है जो धारण करने में समर्थ है। सुनकर 
धारण करने वाला मेधावी है । यही इसको सही परिभाषा है । 

यह कोई बात नही कि पढ़े-लिखे ही मेधावी होते हैं, किन्तु श्राज 
तो पढे लिखे भी ठोठ (अबुद्धिशोल) बहुत मिलते है । उनमें पढ़ाई सिर्फ 
भार ल्वरूप होती है। जैसे कहा--“यथा खरइ्चन्दत भारवाही, भारस्प 
देता न तु चन्दनस्प--जिस प्रकार गये को चन्दन का बोक भी बोध 
स्वरूप ही लगता है, वह उसका आनन्द नहीं ले सकता। उसी प्रकार 
“पढ़ेंलिखें” भी पढाई को भार स्वरूप ही लादे फिरते हैं, विद्या का 
आनन्द नहीं लूट सकते । 

विद्या किसको दी जाय ? इसका भी विवेक रखना आऋावब्यक है । 
जैसे-तेसे या जिस किसी को दी जाने वाली विद्या फल नहीं लाती। 
उपनिषदो में एक सुन्दर प्रसंग आया है :--- 

एक बार विद्या ब्राह्मण के पास श्राई और उससे पार्थेता करने लगी--- 
है भू-देव मेरी रक्षा करे । मैं झापकी निधि हूँ। मुझे ऐसे व्यक्ति को 
कभी न दे जो (१) मत्सरी-ईर्ष्यालु है, (२) कुटिल है और (३) प्रमादी 
है। कारण कि इनके पास जाने से मेरा चीयें-चल नष्ठ हो जाता है। वे 
सेरा दुरुपयोग करते हैं । सत्सरी सदा छिद्रान्वेषी दना रहता है। ऋजुता 
के बिना विद्या फल नहीं लाती । कुटिल और सायावी श्रपनें लक्ष्य मे सफल 


( १५७ ) 


नहीं होते । वे “विद्या विवादाय” को सानकर चलते हैं । इससे उनसे 
भ्रसिसान आा जाता है। प्रभिमान ज्ञान का श्रजीर्ण है। चह श्रहित के 
लिये होता है । प्रमादी विद्या का ठीक प्रयोग नहीं कर सकता । उपयुक्त 
प्रयोग के भ्रभाव में विद्या की कार्यजा शक्ति नष्ठ हो जाती है। अतः मुझे 
आप ऐसे व्यक्ति को दे जो ईर्ष्या से रहित है, जो ऋजु है और जो 
श्रप्नसादी है, त्ताकि मे कुछ क्रियाश्ील बन सकूं, मेरा वीयें प्रकट हो सके। 

यह कितना सुन्दर पसंग है। विद्या के साथ उपर्युक्त गुण श्ते हैं । 
त्तव व्यक्ति सेधावोी फहलाता है। जन सुत्रो मे मेघाती की परिभाषा 
करते हुये कहा है--/सड्डी श्राणाएं सेघावी/--जी श्राज्ञा में श्रद्धावान्‌ 
है, वह भेघावी है। यहाँ आझराज्ञा श्रौर अद्धा थे दो बातें कही गई हैं। 
इन्हें समझना श्रत्यावश्यक है । 

प्राप्तवाणी या श्राप्तोपदेश को श्राज्ञा कहा गया है। जिस उपदेश 
या भ्रवचन से आात्म-साक्षात्कार को शोर प्रवृत्ति होती है, वह भ्राज्ञा है । 
झाज्ञा की भी अ्रपनी सीमा है। प्रत्येक व्यक्ति को श्राज्ञा, ग्राज्ञा नहीं होती । 
उन्हीं की वाणी या उपदेश श्राज्ञा है, जो श्राप्त हैं ॥ श्राप्त की व्याख्या 
फरते हुए कहा--“जहा वाई तहा कारी”--जो यथाय्ंचरादी है तथा 
तदसुसार करने वाला है, वही श्राप्त है । तीर्यकर, गणघर, चबदह पूर्वंघर, 
भनः पर्यवज्ञानी तथा विशिष्ट अ्रवधिज्ञानो श्राप्त कहे जाते हैं। वे कहीं 
स्खलित होते ही नहीं, ऐसा में नहीं कहता । स्खलित होने पर भी वे 
अपनी भूल समर जाते हैँ तया उसका प्रायह्िचितत कर शुद्ध बच जाते 
जाते हैं। भ्रतः वे झाप्त ही हैं । 

श्रद्धा भ्ौर तक॑ दो हैं। श्रद्धा मे तक नहीं होना चाहिये। तक दिसागी 
इन्द्र है। उससे सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकता। वह तो केवल उलकाने 
में समय है। जहाँ तर्क केवल जिज्ञासा के रूप में होता है, वहाँ अद्धा 
को उससे वल मिलता है, विकास होता है । “त्तसेव सच्च॑ निस्संक जं 
जिर्णेहि पवेदय/--यह श्रद्धा का उत्कर्ष है। इसमें तर्क नहीं होता । तक 
आते ही श्रद्धा डगमगा जाती है। 


( १५८ ) 


भेघावी वह है, जिसकी रग-रग से श्रद्धा के कण उछलते हैं । तक 
उसे उलभा नहीं सकता, श्राद्ांका उसे डिगा नहीं सकती ॥ 

२१ दिसम्बर १६५६ की प्रात काल काठोतिया भवन सब्जीमण्डी 
मे प्रवचन । 


प्रवचन (११) 


९० कानम जक-ए-7%६ए राव जा 


आत्मगवेषणा का महत्व 


मनुष्य भौतिक गवेषणा से कितना भी क्यो न बढ़ जाय, वह जीवन 
के सही लक्ष्य की पूर्ति की दिल्ला में कुछ नहीं कर सकेगा, जब तक कि 
बह प्रात्म-गवेषणा को श्रोर उन्मुख नहीं होगा । जैसा भारतीय महषियों 
ने कहा है--जिसने आ्रात्मा को नहीं जाना, अपने श्राप की परख नहीं 
की, उसने कुछ नही जाना । सब कुछ जएनकर भी वह श्रज्ञानी है । 
भारतीय तत्त्व-दशेत मे उस विद्या को अविद्या कहा है, उस ज्ञान को 
श्रज्ञान कहा है, जहाँ श्रात्मा को पवित्र बना संयम की ओर नही लगाया 
जाता। इसोलिये मै आपलोगों से कहना चाहूँगा कि आप श्रपने में 
श्रन्तर्मुखो हृष्टि पैदा करें। उससे पराइमुख होने को न सोचें । केवल 
वहिपेक्ष मे रचे-पचे रहने से कुछ नहीं बनेगा । 

आज स्कूलो, कालेजो, युनीवर्सिटियो की दिनो दिन वृद्धि हो रही 
है। विभिन्‍न विषयो पर बड़च्बड़े गवेषणा-केन्द्र काम कर रहे हैं, पर 
श्रात्म-गवेषणा की शोर उपेक्षा सी हो रही है। यह भूल है। इसीलिये 
सत्य, जौय, शील और नीति आदि सानवोय गुण बढले के बजाय घट 
रहे हैं। वहु जीवन क्या जीवन कहा जाय, जो असत्य, चौय॑ और अ्शील 


( शश& ) 


से जर्जर है। वह कंसा जीवन है ? वह तो केवल हाड़-मांस का 
लोयडा है । ह 

२६ दिसम्वर १६५६ की दोपहर को ३ वे आचार्य श्री के इस 
प्रवचन की व्यवस्था श्रीरामइण्डस्ट्रियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में विशेष 
रूप से की गयी थी । 

इन्स्टीड्यूट का पुस्तकालय भवन अधिकारियो व कार्यकर्ताओं से 
खचाखन भरा था। आचार्य श्री के पधारने पर इन्स्टीट्यूठ के डाइरेक्टर 
डा० टी० एन० दाखझ्वाला का स्वायत भाषण हुआ । 

कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर आचार्य श्री ने गवेपषणाशाला के कई 
स्थानों का निरीक्षण किया । लोहे के काट से वनी हुई रुई भी देखी और 
कुछ जाँच कर साथ भी लाये । 


आत्मोवस्मृति का दुष्पारिणाम 


श्राचार्य श्री ने भ्रपने प्रवचन में कहा--किसी के प्रति शन्रुभाव 
न रखना, किसो का बुरा ८ चाहना और न झपनी ओर से किसी के 
प्रति प्रतिकूल श्राचरण करना अहिसा है । यह मंत्री और बस्धुत्व का 
मूल है। अणुवस और उदजनवस की विभोषिका से संत्रस्त सानव के 
लिये यहो एक मात्र त्राण है; अहिसा कायरों का नहीं, दीरो का घर्म 
हैं। इसके लिये वहुत बड़े श्रात्मतल श्रौर घोरज की अ्रपेक्षा है । हिसा 
और प्रतिशोघ के दुर्धावों से श्रभिन्वप्त मानवता के लिये यही चह 
मार्ग है, जो उसे ज्ञान्ति को राह पर ले जा सकता है। श्रणुत्नत आन्दोलन 


श्६० ) 


यही तो सिखाता है कि किसी के प्रति आक्रांता मत बनो, निरपराध 
को सत सताओो, अर्थ लिप्सा और लोभ के भयावह तूफानों मे श्रपना 
संतुलन न विगाड़ो ॥ घन जीवन का साध्य नहं। हैं । उसके पीछे सत्य- 
निप्ठा और सदाचरण को मत छोड़ो। 

श्राज के भसानव की सबसे बड़ी भूख यह है कि चहू॒ नई-तई बात्तों 
को जानने, खोजनें और समभने की कोशिदा करता है, पर वह अपने 
आपको भूल जाता है। श्रात्मा अनन्त शक्तियो और सुलो का स्रोत है, 
जिसे पहचानने की वह जरा भो चिन्ता नहीं करता । 

अणुव्नत श्रान्दोलन व्यक्ति को श्रात्मोन्सुख बनाना चाहता है। उसका 
अर्थ है--जीवन से समाई बहिर्मुखता का परिहार और श्रन्तमुंखता का 
संचार । यदि ऐसा हुआ तो श्रर्थ-लोलुपता और महत्वाकांक्षा से जन्य 
काल! बाज़ार, धोखा, विश्वासघात औौर रिव्वत्त जेसी श्नेतिक और 
अ्नाचार भयी प्रवृत्तियाँ स्वतः उन्मुलित हो जाएँगी। मे पुनः श्राप 
लोगो से यही कहना चाहूँगा कि श्रणुत्नत श्रान्दोलसन जन-जन को 
श्रात्मोन्मुख बनाने का श्रान्दोलन है । 

अन्त में आपने चुनावों मे अ्रनेतिकता श्ौर श्रतुचित प्रवृत्तियों के 
परिहार के लिये उद्बोधित नियमो की विस्तृत व्याख्या की ।” 

५ जनवरी १६४५७ को भ्रातःकालीत प्रवचन सदर बाजार मे हुआ ॥ 
झाहार-पानी से निवृत्त हो आचार्य श्री दोपहर मे १ बजे झ्ोल्ड सैक्रेटरीएड 
के विशाल भवन में पधारे, जहाँ कि प्रवत्तन की” विशेष व्यवस्था की 
गई थी । दिल्‍लो राज्य के चीफ कमिइनर श्री ए० डी० पंडित ने आचार्य 
श्री का स्वागत किया। आचार्य प्रवर चीफ कमिह्तर के साथ श्रसेम्बली 
हॉल में पघारे । चीफ कमिद्नर श्री ए० डी० पंडित ने आचार्य श्री का 
अभिनन्दन करते हुये कहा-- 

जीवन-व्यवहार की छोटी-छोटी बातों पर हमे गौर करना होगा ॥ 
उनमे ईमानदारी और सचाई का बहुत बड़ा सुत्य है। यही वे बातें हैं, 
जिनसे मनुष्य का चरित्र ऊँचा उठता है। आझाचायं श्री तुलसी द्वारा 


( १६१ ) 


प्रवर्तित एवं संचालित श्रणुत्रत आन्दोलन जीवन-ब्यवहार मे शुद्धि श्रौर 
चरित्र मे ऊंचापन लाना चाहता है । पुजा श्रादि परस्पराओों का पालन 
सात्र धर्म नहीं है। धर्म का प्र्य है--नेतिक भ्राचरण । श्राज जहां हमारे 
देश में पंचचर्योष योजना के रूप मे सामाजिक प्रगति का काम चल रहा 
हैं, बहाँ नेतिक प्रगति की भी वहुत वड़ी जरूरत है । उसके बिना हमारा 
फाम पूरा नहीं होगा। फिसी भी देश में नीतिमान्‌ और चरित्रवान्‌ लोगों 
को श्रावश्यकता होती ही है । हम अपना चरित्र सुधारेंगें तो श्राथिक 
सुधार पर *ो इसका झसर पडेगा। आचार्य जी बहुत बड़ा फाम कर रहे 
हैं, उनके फार्य मे हमे सहयोग देना चाहिये। 

प्रबचन के बाद प्रो० एम० दृष्णयूति ने शअ्रग्रेजी में अ्रणृत्रत 
आन्दोनन का सल्षिप्त परिचय दिया। श्री गोपीनाथ अमन, अ्रध्यक्ष दिल्ली 
राज्य सल।हकार समिति के द्वारा प्राभार प्रदर्शन करने के बाद आज का 
कार्यक्रम समाप्त हुआ । 


मअवचन (पिला में) (१३) 
पे 
चबहषि धा 
जप ग्रधान देश 
लाए योद्ाश्रों को जीतना सहज है पर श्रपनो एक श्रात्मा पर 
विजय पाना मुदिकल है । जिसने अ्रपनी श्रात्मा को जीत लिया है श्रथवा 
भवश्चमण में डालने चाले रागद प श्रादि श्रात्म-शत्रुओं को जिसने क्षीण 
कर दिया है, घह वछ्तव में विश्व विजेता है। वह चाहे जिन, विष्णु या 
बुद्ध फिसी भी नाम से कहलाए, उस परम पुनीत श्रात्मा फो हमारा 
नमस्कार है । 
पिलानी मे भाने का मेरा यह पहला ही श्रवतर है। जब मे राज- 


( १६२ ) 


स्थान में पर्यटन करता था तो सुना करता था कि पिलानी विद्या का एक 
बहुत बड़ा केन्ध है। बहुत से श्रावक सुझे यहाँ झ्ाने को प्रेरित भी करते 
थे। पर में ना श्रा सका | श्रव की धार दिल्‍लो से लौठते हुए मैने सोचा 
कि पिलानी भी जाना चाहिये और इसलिये थोडा चक्कर खाकर भी यहाँ 
आना तय कर लिया । आज पिलानी मे आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जेसी 
कि विद्या केद्दो मे जाकर मुझे हमेशा हुआ करती है । 

इस प्रथम प्रसंग पर भ्रधिक न कहकर केवल इतना ही कहना चाहूँगा 
कि भारतीय संस्कृति श्रपने ढंग की अनूठी है, यहाँ आत्म-साधना और 
त्याग का सहत्व रहा है। इसलिये जहाँ एक ओर इसे कृषि प्रधान देश 
कहा जाता है वहाँ मैं इसको ऋषि प्रधान देश कहता हूँ । यह ऋषियो, 
आनियो, और तपःपुत साधको का देश रहा है परन्तु खेद का विषय है कि 
आज़ तप-- जीवन शोधन की परंपरा शिथिल होती जा रहो हैं । जीवन 
दायिनी ऋषिवाणी आज द्वासोन्मुख है। फलतः जीवन सदाचरण और 
सत्‌ चर्या से सूना हुआ जा रहा है । सांस्कृतिक परपराएँ डगसगा रहो 
हैं । श्राज भारतीयो को जगाना है। अपने अस्त-व्यस्त चारित्य जीवन 
आऔर डगमगाती सांस्कृतिक परंपराश्रो को सहारा देना है। वह सहारा 
एक सात्र घर्म है। मे उसे संप्रदाय, जाति और वर्ग भेंद से नहीं बाँधता । 
मेरी निगाह में घर्म वह है जो विश्व सन्नी और विश्व बंधुत्व की सुदृढ़ 
भित्ति पर अवलंबित है, जो सत्य और अहिसा के विद्ञाल खभो पर टिका 
है, जो निर्धत, धतवान और सबल, इुर्बल के भेद से अछुता है। जो शांति 
का स्रोत और करुणा का निकेतन है। मे चाहेगा, आज का भारतीय 
उच्त व्यापक और विश्व जनीन घर्मे से श्रपने को अनुप्राणित करे। विद्यार्थी 
जीवन से ही इन्हीं सद्वुत्तियो की ओर भुकाव हो तो कितना अच्छा 
हो। विद्यारथियो मे विनय, विवेक और आचार की मै बहुत बड़ी आव- 
इयकता समभता हूँ । मुझे आशा है विद्यार्थी इस ओर आगे बढ़ेंगे । 

यह प्रवचन पिलानी के विडला कालेज में सबसे पहला था | दिल्‍ली 
से सरदार शहर को लौटते हुए झ्राचार्य श्री १६ जनवरी १६५७ को 


( १६३ ) 


दोपहर १२ बजे 'मोस्ता' से ४ मील का विहार करके राजस्थान के 
सुप्रसिद्ध शिवा केद्र पिलानी पधघारे ! 

मार्ग में सेठ जुगलकिणोर जी बिडला तथा विडला विद्या विहार के 
कुलपत्ति थी घुकदेव जी पाडे ऋगदि कई सज्जन एक मील के करीव अगवानी 
तथा अभिनन्दन वरने श्राये । यहाँ सबसे पहला कार्य-क्रमा विड़ला हाई 
स्कूल में 'स्वायत समारोह” तथा विद्यार्थी सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन 
था। विशाल हॉल विद्याथियों और नागरिकों से भरा था। आचार्य श्री के 
हॉल में पधारने पर सबने बडी शात्ति से प्रणाम और अभिवादन किया ) 

सेठ जुगलकियोरजी बिद्नला ने ,अतिविनम्न झौर श्रद्धायुक्त भब्दो 
में आचार क्री का अभिनन्‍दन किया । ह 

मुनि श्री नगराजजी ने छात्रों को शआाचर्य श्री का तथा उनके 
सान्निध्य में चलने वाले कार्यक्रमों का परिचय दिया । उसके बाद आचार्य 
श्री वा प्रभावशाली प्रवचन हतम्ना । 


अयचन (४) 
28०० ७>लरल कम सर का कस ५००अ 


विद्यार्थी जीवन का महत्व 


भववीजाइकुर जनना रागाद्याः क्षयम॒ुपागता यस्प । 
त्रह्मा वा विण्णुर्व हरो जिनो वा नमस्तस्मे 0 
.. मेरी प्रसन्‍तता फी सीमा नहीं रहती, जब में श्रपने को विद्यार्थियों के 
बीच पाता हूँ । श्राज इन छोटे-छोटे खिले हुए फूलो को सम्मुख देखकर 
सचमुच मुझे बहुत हुँ है । हम लोग शोघक हैं, हमसे गन्दगी पसन्द नहीं, 
हम सफाई चाहते हैं । श्रक्‍सर ऐसा होता है कि हमे कीचड़ से भरे हुए 


( शष्ृड ) 


बस्न्न धोने पडते हैं। अ्रच्छा हो कि वे उस रूप मे मेले ही न किये जाएँ। 
हमे घूल रूप मे ही मिलें और हम उन्हें संस्कारित कर दें । मलिन को पुनः 
शुद्ध करने से बड़ी कठिनाई होतो है और उन्हें सुधारने में बहुत सा समय 
खर्च हो जाता है। किन्तु हम देखते हैं, बच्चो के अभिभावक इस(विषय में 
सतक्क नहीं रहते । मुझ खुशी है कि प्रस्तुत संस्था में बालकों को नेतिकः 
दृष्टि से अच्छे साँचे से ढाला जा रहा है। बच्चों के शात वातावरण को 
देखकर सुझे लगा कि वे काफो संयत बनाये जा रहे है। राजस्थानी 
कहावत है--"गाँव की साख भरे वाडा”, गांव कसा है, इसकी साक्षी, 
प्रामोयकंठ में बने बाड़े हो दे देते हैं । 

मैं स्वानता हूँ कि प्रत्येक को विद्यार्थो बने रहना चाहिये। जो 
विद्यार्थी बना रहेगा, वहू हर जगह कुछ न कुछ पा सकेगा, क्योकि उसके 
अर्जन का रास्ता सदा खुला रहता है। विद्यार्थो रहने का श्रर्थ है--कुछः 
न कुछ प्राप्त करने की अ्रवस्था मे रहना । इस हृष्टि से हम स्वयं विद्यार्थी 
हैं और रहना भी चाहते हैं । 

मैं मानता हूँ संस्कार भरने की हृष्टि से बाल्य-अ्रवस्था से बढ़कर 
कोई श्रन्य अ्रवस्था नहीं | इसमे जो संस्कार भरे जाते हैं, वे गहरे जम 
जाते हैं। पर खेद है कि श्राज जो विद्यारथियो को संस्कार मिल रहे हैं, वे 
अच्छे नहीं हैं। आज वे नास्तिकता के वातावरण मे पल रहे हैं, जहाँ 
उन्हें आत्मा, परमात्मा, धर्म श्रौर सद्व्यवहार को कोई शिक्षा नहीं 
मिलती | प्रत्युत इनसे विरोधी तत्त्व उनके जीवन से भरे जाते है। भोति- 
कता झ्ाज चरम सीमा पर है और भोग उसमे अ्रधिकाधिक फंसते जा 
रहे हैं । ऐसी स्थिति में छात्रो मे भी उसका श्राकर्षण स्वतः आा जाता है 
और छात्र अपने लक्ष्य को पाने मे सफल नहीं होते । श्राज दिक्षा-केन्द्रों 
मे भी इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । मे समभता हूँ 
धर्म के मौलिक आदर्श यदि छात्रों के जीवन मे आ जाएँ तो उन्तको नॉव 
पक्की हो जाती है। श्राजीवन थे चरित्र निष्ठ और उदार बने रहते हैं । 

घ॒र्म इस्लाम, जैन, ईसाई और हिन्दू नहीं । ये तो घर्स के तरीके हैं॥ 


( शदृ४ ) 


'घर्म का च्युत्पत्ति लब्य शर्य है “धारणात्‌ धर्म उच्चते” जो धारण करने 
चाला है वह घर्म है, श्रौर प्रवृत्ति लभ्य श्र्थ है --आत्मा की शुद्धि 
का साधन । जिससे झात्मा अपनी छुद्धावस्था को पाती है, वह धर्म है। 
जैसे शरीर को आभूषित करने के लिये सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहने जाते हैं 
वैसे ही जीवन को झलंकृत करने के लिये घर्म का आचरण आवश्यक है । 

घमम का स्वरूप है--अहिसा, सत्य और उदारता । इस घर्म का संबन्ध 
किसी जाति, वर्ग और संप्रदाय से नहीं, इसका सीधा संबन्ध जीवन और 
आत्मा से है। जीवन को परिमाजित करने के लिये ही इसका उपयोग 
होता है। जीवन जब मेज जाता है, आत्मा के समस्त बंघन दूढ जाते हैं 
सो आत्मा--परमात्मा मे कुछ भेंद नहीं रहता । 

सबसे पहली बात--मै कौन हूँ और मेरा क्या कत्त व्य है--यह 
व्यक्ति को भान रहे । यह ज्ञान उसे नहीं रहता तो वह कर्त॑ व्योन्मुख कैसे 
हो सकता है ? इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिये एक कहानी सुनादूँ, 
क्योकि सामने वाल संडली जो है। 

एक शेर के बच्चे की साँ मर गई। उसके लिये वडी दुविधा हुई । 
जंगल से उसका कौन सहायक ? विधिवश एक ग्वाला उधर से निकला । 
'उसने बच्चे को देखा और उठा लिया। बकरियों का दूध पिला पिला 
कर उसे पाला । जगल मे बकरियो के साथ वह भी घास चरने लगा। 
उसे यह ज्ञान तक न रहा कि सें शेर हूँ । 

अकस्मात्‌ एक दिन एक शेर झ्राया । उसकी आवाज सुनकर सारी 
'अकरियाँ भागने लगीं। वह भी भागा। मगर पीछे सुड़कर जब उसने उस 
शैर को देखा, तब सोचा--श्नरे ! यह तो मेरे जैसा ही है ॥ कया में ऐसी 
आवाज़ नहीं कर सकता । फौरन वह अपने आपको पहचान गया | इसी 
प्रैकार अ्रपने स्वरूप को पहचानने की श्रावश्यकता है । 
| अभिभावकी और अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चे को शिक्षा 
'पुल्त्को से नहीं, श्रपने जीवन व्यवहार से दें । जीवन व्यवहार की शिक्षा 
स्थायी होती है । 


( १६६ ) 


आज छात्रो मे जो उद्ंडता और अ्रज्ेशासन हीनता बढ़ रही है, चह 
खतरनाक है । छात्रो को हर एक छोटी-छोटी बात पर भी विद्येष ध्यान 
रखना चाहिये 
कांग्रेस के महामन्त्री श्री शमनन्‍तारायण जी ने श्रणुत्रत गोष्ठी से 
कहा था कि भुझे अ्रणुत्रत आन्दोलन की इसी बात ने आक्ृष्ड किया है कि 
इसके नियम छोटे-छोटे देनंदिन व्यवहारों को विशेष महत्व देते हैं तथा 
उन्हें सुधारने का आग्रह रखते हैं। 
जैब धर्म मे जीवन शुद्धि की छोटी-छोटी चीज़ो को भी चिश्षेष महत्व 
दिया भया है। साधक पुछता है-- 
कह चरे कहूं चिट्ठ, कह मासे कहं सए । 
कह भूंजंतो श्रासंतो, पाव कम्मं न बंधई ॥ 
प्रभो ! बतलाएं, मैं कंसे चलूँ, कँसे स्थिर रहें, कसे बेढँँ और कैसे 
सोऊँ ? कंसे भोजन करते और बोलते हुए के मेरे पाप कर्म न बेचें ? गुरु 
उसे विधि बताते हुए कहते हैं--- 
जयें चरे जय॑ चिट, जयमासे जय॑ सए ॥ 
जय॑ भुंजंतो आससन्तो, पावकर्म्म न बंधई॥ 
अर्थात्‌ यत्लपुर्वक चल, स्थिर रह, देंठ और सो । यत्नपुर्वक खाते 
हुए और बोलते हुए के पाप कर्म नहीं बंधते । क्योकि उससे किसी को भी 
कष्ट नहाँ होता । 
भारतीय संस्कृति का घुलमन्त्र है---“आलत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न 
समाचरेत्‌”--जिन चीज़ो से अपने को दुःख होता है, वे इसरो के लिये 
भी न की जाएँ। अ्रणुत्रत आन्दोलच की यही प्रेरणा है। ये नियम बच्चे, 
तरुण और वृद्ध सभी के लिये समान रूप से आवश्यक हैं | चाहे फोई भी 
हो, जीवन में सीमा आवद्यक होती है । श्रणुत्रत नियम जीवन में सीमा 
निर्वारण करते हैं । 


( १६७ ) 


ख्रध्पापकों का दायित्व 


अध्यापको को लक्ष्य करके आचार्य श्री ने कहा--., 

“अ्रध्यापक शिक्षा के श्रधिकारी हैं और वे शिक्षा देते हैं पर में 
समझता हूँ वे शिक्षाएँ उनके जीवन में श्ोत-प्रोत होनी चाहिये । ऐसा 
होने पर श्रापको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, छात्र स्वयं श्रापके 
जीवन से शिक्षा गहण करेंगे । इसलिये में चाहता हूँ, श्रध्धापक श्रणुत्रतो 
के साँचे मे ढलें । जो आप विद्याथियो से चाह॒दे हैं, पहले वह स्वयं करें ।' 
अपने को संयत वनाये बिना और खुद का दसन--नियंत्रण किये बिना 
न हम दूसरो को कुछ सिखा सकते हैं श्रोर न स्वयं ही सुखी बन सकते 
हर पा 

प्रदनोत्त र 


प्रवचन के वाद कुछ प्रइनोत्तर भी हुये । विद्याथियों ने विविध प्रइन 
किये, जिनका आचार्य प्रवर ने सरल एवं बोधगरम्थ भाषा में समाधान 
किया । 

प्रब्न--आत्मा परमात्मा में फर्क नही तो भय कसा ? 

उत्तर--परमात्मा सर्व द्रष्टा हैं। उससे कोई कार्य छुपा नही रहता ॥ 
अत. हम बुरा कार्य “न करे, यह भावना रखता ही डर है और यहाँ हिंसा- 
त्मक भय से' मतलब नही । 

प्रब्न---आ्राप क्या करते हैं ? 

उत्तर--एक वाक्य में इसका यही उत्तर है कि हम साधना करते हैं 
आऔर विस्तार में पढना, लिखना, उपदेश देना, स्वाध्यायः करना श्रादि 
अनेक संयमानुकूल प्रवृत्तियाँ करते हैं । 

प्रशन--आप क्या खाना खाते हैं ? 

उत्तर---हम सात्विक भोजन करते है, मादक खाना नही खाते, कच्चे 
फल नही लेते । मास नही खाते । 

प्रदल--बह्मचर्य को श्राप अणुन्नत कहते हैं तो महान्रत किसे कहेगे ?* 


( १६८ ) 


उत्तर--ब्रह्मचर्य का सपूर्णो पालन महात्रत है और उसके ग्रश्ञ का 
पालन अपुन्नत कहलाता हे । 

प्रब्न--श्रापके मन में जैन धर्म का प्रसार करने की इच्छा कैसे 
उठी ” 

उत्तर-ेरे पूर्वज जेंन धर्मावलम्बी रहे है। मै भी ग्रहस्यावास मे 
उसे ही मानता रहा हूँ । कुछ पर्व सस्कारों की और कुछ यहाँ की प्रेरणा 
मिली । फलस्वरूप मैं जैन धर्म का परितव्राजक और प्रचारक वन गया । 

इस प्रवचन की व्यवस्था १६ जनवरी सन्‌ १६५७ को विडला 
माटेसरी पब्लिक स्कूल में विनेप रुप से की गयी थी । 

प्रवचन के वाद मुख्याध्यापक श्री राधारमण पाठक ने आचार्य श्री 
के प्रति आभार प्रदर्गन किया | विद्यार्थियों हरा समवेत स्वर से गाये 
गये सामूहिक गान से कार्य-क्रम समाप्त हुआ । 





प्रवचन (१५) 


विदयार्थी-बावना का महत्त्व 


सब से पहले मुझे श्राप से क्षमा याचना करनी है । वह इसलिये कि 
मेरा कार्यक्रम सूचना के श्रनुसार नहीं हो पाया। परसो धुँध कुहरो के कारण 
से नहीं पहुंच सका । कल वर्षा ने रोक लिया । आप सोचें--हम कितने 
कमजोर है। साधारण से साधारण चीजें हमे रोक देती है । जहाँ श्रापको 
बडे बडे दम भी नही रोक सकते, वहाँ मामूली से सामूली चौंटिया झोर 
वर्षा को ब्‌दें भो हमे रोक देतो हैं । पर इसके माने श्राप यह न समसें 
कि हम चस्तुत. कमजोर है। भारतीय संस्कृति मे यह बात नहीं है । 


( १६६ ) 


पाप भोदता, कायरता या दुर्बलता नहीं, वह तो झ्ात्मबल का प्रद्नीक है। 
अतः श्रपनी चारित््य चर्या के भौतिक नियमों को सुरक्षित रखने को दृष्टि 
से ही में दो दिन तक नहीं क्रा सका। कल श्राप लोग मेरा प्रवचन 
सुनने को आये और निराश लौटे, इसका सुभो दु.ख है। कल मुझे अपने 
स्थान पर बैठे बेठे कभी प्रकृति पर रोष आता था, कभी यह पद थाद 
आता था कि--श्रेयांसि बहुविध्नानि/---कल्याण कायों में अ्रवेक विध्न 
झा ही जाते हैं। पर मनुष्य उनसे परास्त न हो, वह उल्टा उनको हदाता 
चले, यहो सबसे सु दर वात है। ३ ४ 

मैंने जो क्षमा याचना की बात कही सो तो जैन वर्शन का श्ादर्श 
हर ः 
“खामेमि सब्ब जीवे, सब्वे जीवा खमंतु में” झतः इस हृष्ठि से में 
श्रगर आपसे क्षमा याचना करूँ तो उचित ही है। में बहुत दिनो से सोच 
रहा था कि पिलानो विद्या केद्ध मे में श्राऊं । बहुत से लोगो ने मुझ से 
यहाँ आने का झाग्रह भो किया पर हम पैदल चलने वालो के लिये ,यह्‌ 
इतता सहज नहीं होता, अतः ऐसा! नहीं हो सका । श्री जुगलकिशोरजी 
बिड़ला ने भी भुभे यहाँ आने के लिये कहा था । श्रव सें यहाँ श्राप रंगों 
के बीच हूं । विद्याथियो मे रहकर मुस्ते एक स्वर्गीय सुख का श्रनुभव॑ 
हुआ करता है । यह मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसका कारण,भो है--+ 
आप विद्यार्थी हैं और में भो विद्यार्थी हूँ। आ्राप मुझे कहेंगे, आप अऋःचायें 
हैं, महात्मा हैं। पर मे आप से सच कहता हू--मैं तो ज़ीव॑ंह-भर 
विद्यार्यी ही रहना चाहता हूँ और यह मानता भी हूँ कि सनुष्य को जीवन 
भर विद्यार्थी ही रहना चाहिये ॥ | 

हरि ने एक जगह कहा है-- 

“यदा किव्चिज्ज्ोज्ह हिप इब मदान्धः समभवम्‌ ।! 

यह ऋषि वाणी है और अनुभूति की वाणी है । इसका सतलब है, 
भनुष्य जब तक अल्पन्न होता है, तब तक वह अपने झापको महान्‌ मानता 
है। वही. फिर ज्यों-ज्यों ज्ञान को प्राप्त करता जाता हैं, त्यों-त्यों-स्वयं ही 


६ १७० ) 


यह समझ सकता है कि वह कितना अल्पज्ञ है। अतः में तो अपने आपसे 
जीवन-भर विद्यार्थी रहने की आवश्यकता प्रनुभव करता हूँ। 
मुझे जीवनभर विद्यार्थी रहने की शिक्षा मिली है। और श्राज भो 
जब मे अपने साथु साध्वियो को पढ़ाता हूँ तो उसमें भी मुझे बड़ी नई 
चीज़ें मित्र जाती हैं। वास्तव में मे इनसे बहुत सी शिक्षाएँ पाता हूँ। 
अ्ध्यायकगण द्ञायद इसका अनुभव ज्यादा कर सकते है । 
मुझे स्मरण होता है जब मैं अपने पूर्वाचार्थ श्री कालूमणो जी के 
पास पढा करता था, कभी कभी उनको 'कुछ बाते मेरी समझ भे नहीं 
आती थीं। थे मुझे वार बार बताते पर तो भी से समभक नहीं पाता था, 
जब में आज उन्ही बातो को इूसरों को पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत से 
अनुभव होते हैं । इसलिये मै बहुधा कहा करता हूँ कि वास्तव से प्रोफेसर 
ही छात्र होते है और छात्र प्रोफेसर । 
आप यह सुनकर खुश होंगे कि आज तो महाराज ने अच्छा कहा--- 
हम विद्यार्थियों को भी प्रोफेसर बचा दिया और प्रोफेसरो को छात्र ॥ 
मुझे लगता है अध्यप्पकगण वास्तव सें अपने को छात्र अनुभव करेंगे । 
इन चार-पाँच वर्षो में में श्रनेक विद्याथियो के संपर्क मे आया हूँ। 
वेसे श्राप भी छात्र हैं और में भी छात्र हूँ ॥ तब श्राप और मे तो एक ही 
हैं। में आपको क्‍या बताऊं | आप सोचते होगे, मैं बड़े-बड़े नेताग्ो से 
मिलकर आया हूँ, आपको कुछ नई बात सुनाऊँगा । पर मेरे पास ऐसा 
नया तो कुछ भी नही है, जो श्रापको सुना सकूं श्रौर सोचता हूँ कि नया 
कुछ होया ही नहीं । आचायें हेसचन्द्र ने भगवान महावोर को स्तुति 
करते हुए लिखा है-- 
ययास्थित वस्तु दविशन्‍्नघोीश ! 
नताहरशं कौशल मा भ्ितो5सि । 
' तुरड्ध 'उद्धाण्युपपादयद्भ्यो, 
डा , नम्त. परेम्यो नव पंडितेम्यः: ॥ 
५, 'भग्रवनु आप तो वस्तु का जैसा स्वरूप है, वैसा विवेचन करते हैं ॥ 


( १७१ ) 


भरत: आप में उत श्रन्य दर्शनीय नये पंडितों जैसा कौश्वल कहाँ जो घोड़े 
के भी सौंग होने का निरूपण कर डालने की क्षमता रखते हैं ? 

यह व्याज स्तुति है। मेरा तो यह मत है कि नया ससार से कुछ 
होता ही नहीं । अतः अच्छा हो, हम उन पुराने तत्वों को श्रवगति 
कर लें । 

सवसे पहले हमें इस बात पर सोचना है कि हमारा जीवन क्‍या 
है ? वह इधर और उबर से रहित नहीं है, क्योकि वह घारावाही प्रवाह 
है । इससे यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमारा पूर्व जन्म था और 
पुनर्जेन्म भी ग्रहण करना पड़ेगा । अगर हम आगे और पीछे दोनों तरफ 
नहीं देखेंगे तो यर्येष्ट विकास नहीं कर पायेगें। इसे ही में आस्तिकवाद 
कहता हैँ । यानी शआ्रात्मा-परसात्सा, धर्म कर्म की केवल विधेचना ही 
नहीं, मान्यता भी हो, यही आास्तिकवाद है । श्रतः सबसे पहले में आपको 
यह कहना चाहूँगा कि श्राप आत्सा के प्रभाव मे विश्ञाम कर गुमराह न 
हो जायें, केवल तर्क में ही अपने आपको न भूल जाइये । 

ऋषियों ने हमें तीन बातें बदाई हैं--अरद्धा, ज्ञान और चरित्र । 
इसीलिये शास्त्रों में कहा गया है--श्रगर सम्यक्‌ श्रद्धा न हो तो ज्ञान होते 
हुए भी आ्रादमी अज्ञानी हो जाता है। श्रद्धायुक्त श्रादमी ही ज्ञानी है । 
तीसरी चीज है---चरित्र यानी सदाचरण ॥ इसोलिये कहा गया है-- 
सम्यसक्ञान दर्दोन चरित्राणि सोक्ष सा: । 

आज मेरी सम मे सबसे बड़ो जो कमी है वह है श्रद्धा की ॥ उसके 
बिना मनुष्य को अपने श्रापकों पहचानने की ताकत नहीं मिल सकती । 
दर्शन और विज्ञान पें यही फर्क है । दर्शन हजारों वर्षों से चला श्रा रहा 
है पर उसके चितन में हमेशा आध्यात्मिकता का अ्रंकुर रहता है। इससे 
दाशनिकों में गहरे चिन्तन के वाद सत्य और अहिसा के तत्व संसार को 
ठिये हैं। वैज्ञानिकों दें भी गहरा अनुश्ीलचल किया और इसके फलस्वरूप 
उन्होंने संसार को एठमबम और हाइड्रोजन वम दिये । ससुद्र-मंथन में 
अमृत भी निकला और विव भी । अमृत से संसार का भला हुआ और 


(. १७२ )' 


विष से वह हत हो गया । इसी प्रकार दाह निकों के मंथन से सत्य और 
अहिंसा निकली ओर वैज्ञानिकों के मंथन से बम । हि 

इसीलिये श्राज उन्हीं वैज्ञानिकों का जिन्होंने बम तैयार किये हैं, 
कहना है कि जब तक, इन पर आध्यात्मिकता का श्ञ कुत् नहीं होगा, तब 
तक वास्तविक द्ाांति स्थापित नहीं हो हो सकती । 

शाज सबसे पहले हमे यह सोचना है--हमारा लक्ष्य क्या है ? कुछ 
लोग तो इस विषय पर सोचने का कष्ट नहीं करते और कुछ लोग सोचते 
हैं--वे भ्रपती पारिवारिक दुविधाओं को हटाना ही अपना लक्ष्य सानते 
हैं। पर यह मूल मे भूल है। विद्या का यह लक्ष्य कदापि नहीं हो सकता। 
उसका लक्ष्य तो है--अपने आपको सुसंस्कृत बनाना । इसीलिये कहा गया 
है---भ्रहंसु विज्जा चरणं पमोक्‍्ख, साविद्या या चिमुक्तये” यानी विद्या का 
लक्ष्य है मुक्तिपाना । मुक्ति का अर्थ है वास्तविक शांति । यवि हिक्षा से 
वास्तविक शांति नहीं मिली तो अपना पेट तो कीड़े सकोड़े भी भर लेते 
हैं। उसके लिये इतना शिर-स्फोटन क्यों ? पर विद्या का वास्तविक लक्ष्य 
है--स्थायी शांति । 

विद्या अर्जन का सही श्रर्थ है--जिस शिक्षा को पुस्तकों मे से प्राप्त 
किया, उसे किताबों में ही नहीं, अपने जीवन से उत्तारा जाए ॥ कदस- 
फदस पर वह जीवन में व्यापक बचने । इसोलिये तो जिस चाक्य को 
भ्रन्य विद्यार्थियों ने पाँच मिनट में. याद कर लिया था, उसे धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर भहीनों में भी याद नहीं कर पाये ॥ वह वाक्य था “क्रोव॑ भा 
कुरु” झर्थात्‌ क्रोधष मत करो । उसे सबने याद कर लिया, दुर्योधन ने भी 
याद कर लिया, पर धर्मंपुन्न याद नहीं कर पाये | श्रध्यापक ने पूछा क्‍या 
सब ने याद कर लिया ? सबने कहा---हाँ करः लिया ॥ पर घ्मयुनत्न बोलां 
गुरुदेव ! भ्रापने पहला वाक्य बताया था--“सत्यं वद” श्रर्थात्‌ सत्य 
बोलो, वह तो याद हो गया है; पर “क्ोबं सा कुरु/--यह याद नहीं हो 
पाया है । श्रध्यापक को गुस्सा आ गया। आप जानते हैं, पहले की 
भ्रध्ययन-प्रणाली दूसरी थी और श्रध्ययन का सानदंड भी दुसरा-था | 


( १७३ ) 


पहले अध्यापक छात्रों को मरम्मत भी कर देते ये, पर आज युग बदल 
गया हैँ। उत्हें विद्यार्यी श्रध्यायकों को मरम्मत कर देते हैं। श्रतः 
अभ्रव्यापकों को डर रखता पडता है, कहीं विद्यार्थी उनका श्रपमान न कर 
दें। इसीलिये वे विद्याथियों को छुछ कहते भी नहीं ॥ भ्रत्तु “हाँ तो 
अध्यापक ने गुस्से में श्राकर घर्मुत्र के जोर से एक चाँटा लगा दिया। 
इतना होना था कि घर्मेयुत्न खुशी से उछल पड़े और कहने लगरे--- 
अच्छा, याद हो गवान्याद हो गया । 

अध्यापक विस्मय सें पड़ गये । उन्होंने धर्ममुन्न से इसका कारण 
पूछा । घर्मपुत्र कहने लगें--में याद होता उसको आनता हूँ, जितना में 
अपने जीवन में उत्तार लेता हूँ । अ्रन्यवा पढ़ने मात्र से में किसी बात का 
याद हो जाना नहीं मानता । मैंने इसका अ्रस्यास तो किया था पर आज 
मार पड़ने पर मैंने यह जान लिया कि वास्तव में वह पाठ मुझे याद हो 
गया है । 

आज के हमारे विद्यार्थियों ने अनेक्तों डिग्रियाँ प्राप्त कर ली हैं पर 
क्या उन्होंने यह पाठ पड़ा है ? क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये 
शुस्सता नहीं करते ? सावना यही है क्ि जो कुछ पढा जाएं, उसे जीवन 
में उतारा जाए। घ॒र्मं शास्त्रों में अनेकों श्रच्छो बातें लिखी पड़ी हैं, पर 
झाज आावद्यक्रता है उत्को जीवन में उत्तारनें की । यदि ऐसा नहीं हुआ 
तो पढ़े क्नौर अनपढे में कोई श्रतर नहीं है। शास्त्रों मे पुछा गया है--- 
पंडित कौन ? वहाँ उत्तर है--जिसका जीवन संयत है, वही पंडित है । 
झतः आज ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है । 

नेता लोग भी चितित हैं। वास्तत्र मे हैं या नहीं, यह तो में नहीं 
कह सकता पर देखने में तो वे बड़े चितित लगते हैं । वे कहते हैं--आाज 
की शिक्षा प्रणाली सुन्दर नहीं है पर हम इसे छुघार भी नहीं कह सकते | 
तो में कहा करता हँ--अखिर इसे सुबारने के लिये क्या कोई ब्रह्म 
जी आयेंगे ? पर यह सही है कि वे चितित हैं ॥ उसके पास कोई उपाय 
नहीं ? इसका कारण क्या है ? स्पष्ट हु--वातावरण उनके अनुकूल नहीं 


( एैछ४ढ ) 


है। वे जो सुधार करना चाहते हैं, वह कर नहीं पा रहे हैं । 

श्राज थोडी सी बात हुई कि विद्यार्थी हड़ताल, लूढपाट और श्रायज्ञनी 
करने सें भी नहीं सकुचाते। यह देख कर बड़ा दुःख होता है । जिस 
बुनियाद को हस बनाने जा रहे हैं उ से कितनी खराबी है। 

सै भानता हूँ आपकी कोई साग हो सकती है, पर बड़े बड़े विरोध 
भी जब समभोौते से सुलकाये जा सकते हैं तो छोदी छोटी बातों के लिये 
ऐसे घणित काम कर बैठना क्या सचमुच लज्जा की बात नहीं है ? देश 
के प्रातीय पुनर्गठन के बारे में विद्याथियों ने जो जो कुछ किया, क्‍या यह 
शर्म को बात नही है ? मैने जहाँ तक सुना है, विद्यार्थियों नें उस समय 
उपद्रदों मे बहुत बड़ा भाग लिया था। हो सकता है, उत्तको प्रोत्साहित 
करने में किन्हों अवांछित तत्वों का हाथ रहा हो, पर यह सही है कि 
विद्याथियो ने इसमे अपनी असहिष्णुता का परिचय दिया था। कम से 
कस हमारे भारतीय विद्याथियो के लिये यह कदापि उचित नहीं कहा 
जा सकता । 

श्रणाक्षत श्रांदोलन 

अनेकात का सिद्धांत उन्हें हर परिस्थिति में समझौते की शिक्षा देता 
है । अ्रणुढ़त आ्रांदोलन भी यही बात बताता है। देश में आज आर्थिक, 
सामाजिक राजनैतिक आ्रादि अनेको आंदोलन चलते है । आज कल चुनाव 
का भो श्रांदोलन चल रहा है पर अणुन्नत आंदोलन आध्यात्मिक विकास 
और नैतिक सुधार का श्रांदोलन है । भारत में सुधार होगा तो वह हृदय 
परिवर्तन से ही संभव है, बल प्रयोगो से नहीं हो सकता | श्रणुत्रत जन- 
जन में यहो भावना भरना चाहता है । वह किसी धर्म विशेष का श्रांदो- 
लगन नहीं है। क्योकि यदि वह किसो धर्म विशेष का--किसी एक घर्मे 
का हो जाता है तो इसरे उसे स्वीकार करने मे संकोच करेगे । वास्तव में 
तो धर्मो में कोई भेद होत&ही नहीं। जैन जिन्हें पाँच सहात्रत कहते हैं, 
वैदिक उन्हें पाँच यज्ञ कहते हैं और बौद्ध इन्हें पंचशोल कहते हैं ॥ बात 
एक ही है। श्रणुद्तत आंदोलन उन सबका--छोटे छोदे ब्रतों का संग्रह है ॥ 


( १७४५ ) 


आप पूछेंगे, श्राप श्रहिसा की बातें तो करते हैं पर देश पर भाक्रमण 
हुआ तो झाप को अ्हिसा क्या काम झायगो। पर में आप से कहुँगा--- 
आप इसे गौर से पढ़ें । श्रणुत्रत श्राप को यह नहीं कहता कि आप देश, 
समाज श्र परिवार को रक्षा करना छोड़ दें। क्योकि यह महात्नत का 
मार्ग है, श्रणुत्रत का सार्य है किसो पर श्राक्रमण नहीं करना। यह न तो 
भमहाव्रत का मार्ग है और न अणुत्रत का । भहात्नत सारे लोगो के लिये 
कठिन पड़ता है और श्रद्गबत तो विनाश का मार्ग है ही । श्रतः इस दोनों 
का सब्यम मार्ग है--श्रणुत्रत । इसके बिना जनता का जीवन स्तर ऊँचा 
नहीं उठ सकता । 

यह एक प्रदन गांधी जी के सामने भी रखा जाता था और भेरे 
सामने भी श्राया करता है कि श्रगर सारे संन्यासी वन जायेंगे, ब्रह्मचारो 
बन जायेंगे तो यह सृष्टि कंसे चलेगी में आपसे कहुँगा--श्राप उसकी 
चिन्ता न करें । खुद अणुक्षती तो बनें । यह संन्यास का मार्ग तो नहीं 
हैं। इस प्रकार व्यक्ति-व्यक्ति के सुधार की यह योजना आप के सामने 
है। जीवन में इसे उत्तारें । हमकी इसी रूप मे आप के सहयोग की 
उपेक्षा है । 

श्रंत में में श्राप से यह भी कह देना चाहता हूँ कि यहाँ झाकर मेने 
आप पर कोई एहसान नहीं किया है । यह तो मेरी भ्रपनी साधना है भौर 
इसीलिये झ्गर आपने मेरी वात को शाति से सुना है तो आपने भी मेरा 
कोई एहसान नहीं किया है | श्रापकी भी यह साधना ही होनो चाहिए । 

प्रस्तुत समारोह में डा० श्री कन्हेयालाल सहल एम० ए०, पी० एच० 
डी० तथा श्री छगनलाल शास्त्री ने भी अपने विचार प्रकट किये | 

प्रवचन के लिये निर्धारित पिछले समयो में कुहरे तथा वर्षा के कारण 
आचाय॑े श्री का ऑडिटोरियल हाल में पघारना नहीं हो सका था। दो 
दिन वाद १६ जनवरी १६५७ को आकाश साफ हुआ । सब के मन मे 
उल्लास था। विद्या विहार के कालेजो तथा अन्यान्य शिक्षण संस्थाओं के 
छात्रो की प्रवल इच्छा थी कि आज तो आचार्य श्री को प्रवचन के लिए 


( १७६ ) 


यहाँ पधारना ही चाहिए, क्योकि पिछले दो दिन कोहरे और वर्षा के 
कारण कोई झायोजन तथा कार्यक्रम नही हो सका था। आचार्य श्री 
प्रात काल ही शिव गया स्थित अतिथि निवास मे पधार गये थे] वहाँ से 
सेन्ट्ल ऑडिटोरियल हाल मे प्रवचन करने पधारे | हॉल विद्यार्थियों और 
अध्यापको से खचाखच भरा था। ह्इ्य बडा ही मनोर॒म था। विरला 
विद्या विहार के कुलपति श्री शुकदेव पाडे ने आचार्य श्री के अभिननन्‍्दन 
में स्वागत भाषण दिया । उसके बाद प्रवचन हुआ । 


कं जननननननीननननन---+-मननक, 


प्रवचन (१६ 


नोतिकता ओर जीवन का व्यवहार 


इन बालिकाओं का यह खिला हुआ जीवन उस नन्‍हे से वट बीज 
जैसा है जो श्रागे चलकर बिशाल वृक्ष के रूप में प्रस्फुदित हो जाता है । 
परन्तु उस बीज को यथेष्ट वायु, जल, खाद श्रादि न मिलें तो वह 
मुरका जाता है। यही बात बालक वालिकाओं के लिए है। यदि इस 
गौरवमयी सर्पात्त के संरक्षण, संवद्धन और विकास को उपयुक्त 
व्यवस्था नहीं होती तो ये खिले हुए फूल विकास पाने के बदले रुलस 
जे हैं भ्रष्पापक तथा अध्यापिकाझों का यह सबसे पहला और श्रतवध्यक 
कार्य है कि वे बालक बालिकाशों के जीवन में अ्रनुशासन, दशील, मैत्री 
और आत्मविद्वास आदि सुसंस्कार भरने को सतत जागरूक रहें । इस 
के लिए उनके अपने जीवन की प्रसंस्कारिता सबसे पहले श्रावदयक है ॥ 
उनका जीवन छात्र छात्रा्नों के लिये एक खुली फिताब होना चाहिए, 
जिससे वे उनसे जीवन निर्माण की सूर्त एवं सक्रिय प्रेरणा ले सकें ।।. , 


( १७७ ) 


लोग अनैतिक झौर अशुद्ध वृत्तियों की ओर घड़ाघड़ बढ़ते जा रहे 
हैं। इसकी मुझे इतनी चिन्ता नहीं, जितनी यह देखकर कि लोगों की यह 
निष्ठा और आस्था बनती जा रही है कि नैतिकता, सच्चाई और श्रहिता 
से व्यावहारिक जीवन में काम्त नहीं चल सकता । यह नास्तिकता है । 
जीवन तत्व की विस्मृति है । बालिकाओं में ऐसी भावनाएं न जमने पायें 
ऐसा प्रयास श्रष्यापिकाओं को करना है। बहिनो से विशेषतः कहा करता 
हूँ कि वे अपने को पुरुषों से हीन न समझें । अपने को होन समझना 
श्रात्म शक्ति को कुण्ठित करना है। वास्तव में उनमे वह श्रदम्य उत्साह 
और अपरिमित शक्ति है जो विकास के पथ पर शझ्ागे बढ़ने में उन्हें बड़ी 
प्रेरणा दे सकती है । 

आचार्य श्री का यह प्रवचन १६ जनवरी ५७ को दोपहर मे दो बजे 
बिडला विद्या विहार के अन्तर्गत वालिका विद्यापीठ में छात्राओं एवं 

अ्रध्यापिकाओं के वीच मे हुआ | 

विद्यापीठ की सहायक अध्यापिका श्रीमती प्रेम सरीन से श्राचार्य 
श्री के स्वागत में भाषण दिया । 

भ्रन्‍्त में विद्यापीठ की प्रधानाध्यापिका भीमती कौल से श्राभार प्रदशन 
किया । 


प्रवचन (१७) 
अध्यापकों का दायित्व 


कहते हुए बड़ा ज़ेद होता है कि श्राज राष्ट्र में नैतिकता का दुभिक्ष 
आता जा रहा है। ईमानदारी, विद्वास और समैत्री की परम्पराएँ दूठती' 
जा रही है । इस नैतिक दिवालियेपन से जब जोवत आ्राज खोखला 
हुआ जा रहा है। यदि श्रवीति और श्रनाचार के इस चालू प्रवाह को 
रोका नहीं गया तो कहीं ऐसा नहो कि अनैतिकता का यह भयावह 
दानव सानव को निगल जाय। इन टूटती हुई नेतिक और चारित्रिक 
श्रखलाओ को सहारा मिले, लोक जीवन मे सत्य निष्ठा और ईमानदारी 
का समावेश हो, इसके लिए, श्रणुत्रत आ्रान्दोलन के रूप में चारितन्रिक 
उद्बोधन का काम हस चला रहे हैं। प्राष्यापक, लेखक, शिक्षा ज्ञास्त्री 
जैसे बौद्धिक क्षेत्र के लोग राष्ट्र का मस्तिष्क हैं। राष्ट्र के जीवन को 
तथा कथित वितथ विकास के बदले सही विकास और श्रभ्युत्यान के 
मार्ग पर लेजाने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उन पर है। इसलिए सें 
चाहूंगा चारित्रिक जागृति के लक्ष को लेकर चल रहे अणुन्रत आन्दो- 
लन के बहुमुखी कार्यो मे वे सहयोगी बनें । दूसरे लोगों तक पहुँचाया 
जाए, इससे पहले यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति स्वयं श्रपनें जीवन 
को आदर्शो के अनुकूल बनायें। अ्रध्यापकों से मे कहना चाहूँगा--वे सत्य 
निष्ठा, प्रामाणिकता और निर्भयता-इन तोन बातो को अ्रपने जीवन में 
उततारें, यदि वे ऐसा कर पाए तो उनका स्वयं का अपना जीवन तो सही 
मानें से प्रगतिशील बनेगा हो, राष्ट्र के सहलनों नोनिहाल, जिनके जीवन 
निर्माण का कार्य उनके हाथों में सौंपा गया है, उन्हें भी थे उन्‍नतिपथ 
को शोर ले जा सकेंगे। राष्ट्र के समक्ष वे मुर्ते झ्लादशें उपस्थित कर 
सकेंगे । 


( रैणएल४ ) 


यह प्रवचन १६ जनवरी १६५७ को विडला विहार के इजीनीय- 
रिंग कालेज के हाल में समस्त अध्यापको तथा वध्यापको के सम्मुख 
हुआ | 

इजीनियरिंग कालेज के वाइस प्रिसीपल श्री शाह ने आचार्य श्री का 
प्राध्यापको की ओर से श्रभिनन्‍्दन किया । 

अन्त में इजीनियरिय कालेज के प्रिसीपल श्री लक्ष्मी नारायण ने 
आचार्य श्री के प्रति आभार प्रकट किया । 


रिलक-+««-कन-मम-म-कमस «८5० रत 


अपवचन (१८) 
जेन दर्शन तथा अनेकांतवाद 


जैन दर्शन का चितन अ्रनेकांतवाद पर आधारित है, जो विशंव 
की समस्त विचार घाराशो में समन्वय श्रौर सामंजस्थ का पथ प्रदर्शन 
करता है। वह बताता है--एक ही वस्तु को श्रनेकों श्रपेक्षाओ श्रथवा 
हष्टियो से परखा जा सकता है। क्योकि अनेकों अपेक्षाओं को जन्म 
देते हैं तो उसके निरूपण में भी श्रापेक्षिक अनेक-विघता का आना 
सहज है। यह श्रभेक दिघता संश्नयोत्पादक नहीं है। यह तो वस्तु के 
वहुमुलो स्वरूप को निरूपक है। हाथी के विविध श्रग प्रत्यंगों को लेकर 
अ्रपने-अपने द्वारा अनुभूत श्रंग विशेष को हाथी कह कर लड़ने वाले 
उन अन्घो की कहानी सुप्रसिद्ध है, जिनको किसी नेत्नवान्‌ ने उसी हाथी 
के भिन्‍न-भिन्‍न अंगो का भ्रनुभव कराकर दताया था कि जिसे थे हाथी 
कह रहे हैं, बह तो उसका एक-एक श्रंग है। हाथी उन सब अंगों का 
समवाय है । जैन दहन यही तो बताता है कि वस्तु के एक पहलू को: 


( १८० ) 


लेकर दुराप्रही मत बनो, लड़ो नहीं, उसे एकातिक तथ्य मत समझो। 
दूसरी अ्रपेक्षाओं से भी वह परखः जा सकता है और उस परखसे निकलने 
वाला निष्कर्ष पहले से भिन्‍न भी हो सकता है क्योकि यह श्रपेक्षा या हष्टि 
पहले से भिन्‍न है। जैसे एक व्यक्ति किसी का पिता है, पर साथ ही 
साथ चह किसी का पुत्र भी तो है, भाई भी तो हो सकता है, पति भी 
तो हो सकता है । कहने का तात्पर्य यह है कि उसमे पितृत्व, पुत्रत्व/ 
भ्रातृत्व एवं पतित्व आदि अनेको धर्म हैं। यही जैन दर्शेन का स्पादवाद 
है, जो विद्व की उलझी समस्याओझ्रों के हल का श्रन्यतम साधन है । 
जहाँ विचार क्षेत्र मे श्रवेकातवाद भी जंन दर्शन की महत्वपूर्ण 
देन है, वहाँ आचार के क्षेत्र मे अरहिसा की साधना का सफल सार्ग जैन 
दर्शन ने दिया । उससे चताया कि किसी को मारना, सताना, उत्पीड़ित 
करना, कष्ट देना वीरता नहीं है, सच्ची वीरता है हिसक श्राघातों का 
आत्मबल के साथ मुकाबला करना । प्रहार करने की क्षमता के होते 
हुये भी उसका प्रयोग न कर अरहिसक प्रतिकार के लिये डटा रहना ।” 
१६ जनवरी १६५७ को रात को ६॥ बजे शिवगगा कोठी मे 
विडला विद्याविहार जैन एसोसियेशन की शोर से “जैन दर्शन के सबंध 
मे क्राचार्य श्री का यह महत्वपूर्ण प्रवचन हुआ । अनेको ज॑न प्रोफेसर 
एवं छात्र तथा जैन दर्शन मे रुचि रखने वाले अन्य प्रोफेसर, विद्यार्थी 
एवं नागरिक भी उपस्थित थे । प्रवचन के अनन्तर जैन तत्त्वों पर काफी 
देर तक प्रश्नोत्तरो के रूप मे अत्यन्त मनोरजक एवं शिक्षाप्रद विचार 
विनिमय हुआ । 


प्रवचन (१९) 
नोतिक निर्माण ओर जीवन शुद्धि 


चुनावों सें अ्नेतिकता और अ्रनुचित श्राचरण न रहे, इस पर 
प्रकाश डालते हुये श्राचार्य श्री ने कहा--“राष्ट्र में प्रचलित नई राज- 
तीतिक एवं सामाजिक परंपराओं भ्रौर व्यवस्थाओ में जन-जन का जीवन 
अधिकाधिक शुद्ध, सात्विक और उजला रह सके, इसके लिये श्रणुत्रत 
आंदोलन एक चारिज््यमुलक आलोक देता हुआ सतत प्रयत्नशील है ताकि 
व्यक्ति प्रखर गति से बहते युग-प्रवाह में तिबके की तरह न वह एक 
सुहढ़ स्तंभ की नाई सजबूत वन चारित्रिक प्रादर्शों पर स्थिर भाव से 
ठिका रह सके । भ्रणुत्रत आंदोलन का एक-मात्र लक्ष्य यह है कि 
विभिन्‍न जीवन व्यवहारों में गुजरता मानव भपने को सच्चरित्रता पर 
अ्डिंग रख सके । इसी हृष्टि से चुनावों को लक्षित कर इस श्रांदोलन 
के प्ंतर्गत हमने एक अहिंसा सत्यमुलक नियमावली राष्ट्र के कोदि-कोटि 
मतदाताओं और सहल्रों उम्मीदवारों के समक्ष प्रस्तुत की है ४ 

कुछ दिनों के बाद राष्ट्र में श्राम चुनाव आर रहे हैं, जिनकी श्राज 
सर्वन्न सरगर्मी नजर आ रही है । जिस प्रकार अपने सामाजिक जीवन 
के विभिन्‍न पहलुओं मे व्यक्ति नग्रण्य स्वार्थों में पड़ पतनोन्मुख बनता 
है, उसी तरह चुनावों में भो बहुत प्रकार की वीभेत्स और जघन्य चृत्तियाँ 
बरतो जाती हैं । यह सचमुच मानवता के लिये भयातक अ्रभिज्ञाप और 
चृणास्पद कलडू है। में चाहुंगा, किसो भी कौसत पर व्यक्ति भान- 
घीय आदशों से न गिरि। आसन्न चुनाव-कार्य को लक्षित कर में राष्ट्र 
के प्रत्येक नागरिक से कहूँगा, वह सत्य भ्नौर नेतिकता से विचलित न हो, 
अनैतिकता, और श्रनाचरण का सर्वतोभावेन परिहार करे | 

यदि हम व्यक्ति के सामाजिक पतन के इतिहास के पन्ने उलदें 


( १८२ ) 


तो पायेंगे कि एक समय था, जब कि इंसान ने व चाँदी,के दुकड़ों 
के मोल अपनी लड़कियों को बेचा । समय आगे बढ़ा, वह लड़कों 
को बेचने लगा । पर श्राज तो स्थिति यहाँ तक बदतर हो गई है कि 
'बुंसो के हाथ वह अपने आप को भो बेच डालता है। पैसे लेकर किसी 
के पक्ष में अपना सत देना अपने श्राप को बेचना नहीं तो और क्‍या है ? 
क्या यह पतन की पराकाण्ठा नहीं हैं । रुपये पैसे व श्रन्य श्रवेघ प्रलोभन 
देकर, हिसात्मक प्रभाव दिखाकर, भय धमकी एवं अइलोल आलोचना 
का सहारा लेकर मत पाने का प्रयास करना, पेसे के लालच में श्राकर 
मत देने को तत्पर होता, जाली नाम से मत देना सानवता के लिये 
निःसदेह एक अश्रसिद कालिमा है । ऐसा करते वाले अ्रपने मानवीय स्वत्व 
को ठोकरो से रोंदते हैं। जागृत मानवीय चेतनशील नागरिक ऐसा कर 
अपने जीवन की चादर को पाप की स्याही से काली न बचायें। यह 
आत्मिक पतन है, जो सानव को जीवन शुद्धि के एवं सतचर्या के मार्ग 
से पराड मुख बना अ्रवनति की श्रोर ले जाता है । 

ता० २० जनवरी १९५७ को दोपहर के १ बजे पिलानी के नाग- 
रिकों की ओर से बाजार मे नागरिको की एक विशाल सभा का आयो- 
जन किया गया, जिसमे आचार्य श्री ने उन्हें नेतिक निर्माण और जीवन 
शुद्धि का उक्त सन्देश दिया । 

प्रवचन के बाद सैकडो नागरिको ने चुनावो मे अनैतिक और अनौ- 
चित्यपूर्ण व्यवहार न करने की प्रतिज्ञा की । अन्य कई प्रकार की दूषित 
चुत्तियाँ छोडने का भी लोगो ने संकल्प किया ।! 


तीसरा अकररा 


प्रन्मन 





मत (१) 
श्रीलंका निवासी बोछ्ाभित्तु के साथ 
जैन धर्म ओर बोद् धर्म 


२६ नवम्बर १६९५६ को बौद्ध गोष्ठी की समाप्ति के बाद आचार्य श्री 
यँग भेन्स क्रिकिचियन एसोसिएशन हाल से १६ नम्बर वाराखंभा रोड 
(नई दिल्‍ली) श्री रामकिशनदास हारकादास रंगवाले के मकान पर 
थघारे | 

दोपहर में लंका निवासी चोद्ध भिक्षु नारद येरो' आचार्य श्री से 
मिलने श्राये । शिष्टाचारमूलक वार्तालाप के पदचात्‌ उन्होनें आचार्य श्री 
से पुछा-- 

जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अन्तर है ? 

आचार्य-भरी--वौद्ध तो प्रत्येक चौज को क्षणिक मानते हैं, जैन उसे 
स्थिर भी सानते हैं । बौद्ध कहते हैं--- 

“यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमू, यथा जलघर, सन्तश्च भावा इमे ।” पर जैन 
कहते हैं कि पदार्थ क्षणिक हैं पर वे परिणासी तित्य भी हैं। पानी 
बिल्कुल ही नष्ट नहीं हो जाता । उसके पर्याय का नाश होता है पर 
उसका द्रव्यत्व कभी नष्ट नहीं होता। वैसे ही प्रत्येक चस्तु पदार्थ का पर्याय 
चदलता है पर मुल द्रव्य स्थायी रहता है । 

नारद थेरो--क्या पानी पदार्य है ? 

आचायें-भी--नहीं, पानी समुलपदार्थ नहीं है! मुल पदार्थ दो हो 
हुैं-जीव क्रौर अजीव । वे सदा शाइवत रहते हैं। उनमें कभी मूलतः 
परिवर्तन नहों होता । जीव का परिवर्तन भी होता है, जैसे मनरष्य, पशु, 


(१८६ ) 


पक्षी, आदि । पर वास्तव से चह जीव का परिवर्तन नहीं है, पर्यायो का 
परितर्तेव है। इसी प्रकार अ्रजीव में भी पर्यायों का परिवर्तत होता है ॥ 
बौद्ध लोग परमाणु को नित्य नहीं मानते । उनकी हृष्टि में हुर चीज 
क्षणिक है पर हम परमाणु को नित्य मानते हैं । 

भारदथेरो--जैन ईश्वर को मानते हैं या नही ? 

श्लाचार्य-भ--हाँ, मानते है; पर वे उसे सृष्टि का कर्ता-हर्ता नहीं 
भानते । आत्मा ही परमात्मा ईश्वर है। जब तक वह कर्म बल से लिप्त 
है, तब तक आत्मा है और कर्सो से छूटते ही ईबवर बन जाता है । 

नारदथेरो---आत्मा क्‍या है ? 

श्राचाये-श्री-श्रात्मा एक स्वतन्त्र ज्योतिर्मेय शाइवतचेतनामयतत्व है ॥ 

नएरद थ्रो--क्या शरीर और मन से शिन्‍त अलग तत्व शात्मा है ? 

श्राचार्य-क्षी--हाँ, समन भी इन्द्रिय रूप ही है भर श्रात्मा इन्द्रियों 
से सिन्‍त चेतना तत्त्व है। शरीर तो उस पर आवरण है, जैसे दीपक 
पर कोई ढक्‍कन । 

नारद थेरो--वह आ्रावरण क्‍या है ? 

आचारय-क्ी---सूक्ष्म झरीर। 

नारदयेरो--सुक्ष्म शरीर क्‍या है ? 

आ्राचार्य-क्री---कर्स-जड़ । 

नारद थेरो--कर्म क्‍या है ? 

श्राचार्य-भो--परमाणु पिण्ड, जो भ्रात्मा की प्रवृत्ति से श्राकर उससे 
चिपक जाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। 

नारद थेरो--क्या कर्म क्रिया हैं ? 

आचार्य-भो--नहीं, वे क्रिया नही हैं। वे तो क्रिया के द्वारा श्रात्मा से 
चिपक जाने चाले परमाणु पिण्ड हैं । 

नारद थेरो--वे दोनों बुरे होते हैं या भले ? 

झाचार्य-भी--दोनो ही प्रकार के होते हैं। यद्यवि भले कर्म भी 
अन्तत्तः त्याज्य हैं पर थे पौदृगलिक हृष्टि से दुःखदायी नहीं होते । 


मन्थन (२) 


दो जापानी विद्वानों के साथ 


श्रो नारद येरो के जाते ही दो जापानी विह्ान्‌ पता लगाते-लगाते 
आ पहुँचे । उन्हे प्रघानमन्त्री नेहरू ने भारत आने के निमंत्रण दिया वयो 
और इसीलिये वे बौद्ध योष्ठी मे सम्सिलित होने के लिए श्राये थे । एक , 
चार वे पहले भी भारत श्राचुके थे । जब उन्हें आ्राचार्ये-क्री के सम्बन्ध 
में यह बताया गया कि झाप तेरापंथ के श्राचार्य हैं तो वे बड़े 
खुश हुये और बोले---हस आपके साधुओ से पहले भी मिले थे। उन 
जापानी विद्वानों के नाम थे--हाजीसे नाकामसुरा और सोसन मियो 
सोटो । वे संस्कृत के भी विद्वान थे । 

आचाये कओ ने उन्हें श्रपना परिचय देते हुपे बताया कि हस किसी 
भी सवारी का प्रयोग नहीं करते, तो उन्होंने कहा--अआ्राप भोटर में तो 
चढ़ते होंगे ? जब शभ्ाचार्य प्रवर ने बताया कि नहीं, हम सोटर में भो 
नहीं बैठते । यह सुनकर जापानी विद्वान्‌ बड़े श्राइचर्यान्वित हुये और बड़े 
विस्मय फे साथ इस बात को दुहराया कि श्रच्छा, श्राप सोदर से भी 
नहीं बैठते । भआचार्य-श्री ने कहा हाँ, इसीलिये हम श्रभी राजस्थान से 
ग्यारह दिन से दोसों भील पैदल चलकर यहाँ श्राये हैं । * 

उन्होंने पुछा---तब श्राप इंग्लेण्ड केसे जा सकते हैं ? 

झाचायें-क्री ने 'कहा--हम वायुयान झ्लादि का भरी उपयोग नहीं 
करते, हम तो सड़क के रास्ते से हो चलते हैं। यही कारण है कि' विदेशों 
में जेन धर्म का प्रचार नहीं हो सका। 

प्रदन--क्या कृषि मे हिसा है और क्या श्राप उसका निषेध भी 
करते हैं ? 

उत्तर--हाँ, कृषि में हिंसा है पर हम उसका निषेध या विधान 


( शिव८झ ) 


नहीं करते | बहुत सारे जन भी कृषि करते हैं पर उसमे सा ही समझते 
हैं। भगवान्‌ महावीर के प्रमुख श्रावको मे कई आवक कृषिकार हुये हैं । 

फिर श्राचार्य-ओ_्ली ने तेरा पंथ का परिचय विया और दयादान 
सम्बन्धी सान्यताओ को तीन हृष्ठान्तो हारा विध्दद रूप मे समभाया। 
दया दान की व्याख्या उन्हें बहुत ही वास्तविक जेंची । साथ साध्वियों 
के हाथ की बनी चीजें दिखाई गई तो वे बड़े प्रसन्‍न हुये और फिर कभी 
सिलमें का वायदा कर चले गये । 


नन्‍्शन (3) 
राष्ट्रकवि के साथ 
साहित्य साथना पर वार्ता 


१ दिसम्बर १६५६ को ससद्‌ क्लब में पघारने पर राष्ट्र कवि श्री 
मेंथिली शरण गुप्त ने आचाये-श्री से क्रपते घर पधारने के लिये निवेदन 
किया, अतः आचार्य प्रवर क्लब के कार्यक्रम के उपरान्त वहाँ पघारे और 
२४-३० मिनट तक बड़ा सरस वार्तालाप हुआ । 

श्री मैथिलोशरण जी ने कहा--मेरी बहुत दिनो से अ्भिलाषा थी 
कि आपके दर्दान करू । आज दर्शान पाकर, मेरी! कामना पूर्ण हुई । वेसे 
मे आपके प्रयत्तों से समय-समय पर आपके सन्‍्तों द्वारा परिचित होता 
रहा हूँ, उनके सत्प्रयत्नो मे ययाशक्ति सहयोग देता रहा हूँ किन्तु आपसे 
साक्षात्कार श्राज ही हो पाया है । 

साहित्य साधना के सम्बन्ध मे चर्चा चलने पर उन्होंने कहा--मैनें 
भारत'के सभी सनन्‍्तो के प्रति श्रद्धांजलियाँ प्रापित की हैं। मैने 'साकेत' 


( श्८६& ) 


लिखा है, यज्ञोधघरा की रचना की है। भगवान्‌ महावीर को मैं अपनी 
श्रद्धाजलि भेंट करना चाहता था पर मुझे उनके विषय में यथार्य जानकारी 
प्राप्त नहीं हुईं। जहाँ भी कही देखा इ्वेताम्वर-दिगम्बर का भमेला 
दिखाई दिया। इसीलिये मैंने कुछ नहीं लिखा । श्राप इसके सही अंधिकारी 
हैं। आप मेरा पय प्रदर्शन कीजिये ओर यथार्थ जानकारी देकर भेरी 
सहायता कोजिये। 

अपनी नव निर्मित कृति “राजा प्रजा का प्रूफ दिखाया ऋौर कहा, 
मुझे झापका श्रभी का प्रवचन बहुत मनोहर और वास्तविक लगा। में 
*राज़ा-प्रजा' मे इसके भाव के कुछ पद्य भ्रवह्य दूँगा । मुझे यह कथन बहुत 
ही यथार्थ लगा कि यवि भ्रत्येक व्यक्ति श्रपता अवलोकन शुरू कर दे तो 
दूसरों की श्रालोचनर और दंड विधान की गुँजरइदा ही न रह जाय ॥ 

आचारयें प्रवर ने कहा--हम व्यक्ति सुधार पर जोर देते हैं, क्योकि 
व्यक्तियों के समूह के सिवाय राष्ट्र कुछ है नहीं। हमारे यहाँ श्रात्मसाघना 
झौर जनोपकारी कार्यो के साथ उसको पूरक अन्य साधनायें भी चलतो 
हैं। साहित्य साधना में भी सन्‍्तो को प्रगति है। कई संत श्राशु-कवि 
हैं। किसी भी विषय पर तत्काल सस्कृत से पद्यो की रचना कर सकते 

हैं । संसदसदस्य श्री राघाकुमुद मुखर्जी ने श्राशु कविता के लिये “तृणणा- 

दसनों विषय दिया जिस पर मुनि श्री नथमल जी ने कविता की । राष्ट्र- 
कवि ले आचार्य-क्ली को श्रपनो कृति “साकेत” भेंट की । 


बनीनीजी तन 


मन्धन (४) 
श्रीमती सावित्री देवी निगम के साथ 
मानवता के नियम 


संसत्लदस्या श्री सती साविन्नी देवी निगम ने भी संसदुक्‍लब में 
(१ दिसम्बर १९५६ को) श्राचार्य श्री से श्रपने यहाँ पधारने का निवेदन 
लिया था। श्ाचार्य-श्री राष्ट्रकवि के स्थान से उनके यहाँ पघारे । कुछ 
देर वहाँ ठहरे । आचार श्रो के विराजने की तजवीज छत पर थी। सारे 
भाई-वहिन वहाँ ही बेठे । कई विषयों पर वार्तालाप हुआ । 

आचार्य श्रो--क्या आपने अणुन्नतो के नियम देखे है ? 

श्रीमती निगयम--हाँ, महाराज ! उनसे परिचित हूँ । वे तो मानवता 
के नियम हैं। घुझे उनमे निष्ठा है। यत्र-तत्र चलने वाले ऐसे रचना- 
त्मक सुधार कार्यो में मेरी रुचि रहती है। में भारत सेवक समाज में 
भरी कार्य करती हूँ तथा ग्रामो मे भी कुछ केद्ध खोल रखे हैं। पर में 
इन सबसे प्रथम स्थान शझ्रणुत्नत श्रान्दोलन को देती हूँ । 

श्राचाये-भी--हाँ, श्रापक्ो इसे प्रथम स्थान देना ही चाहिये, 
क्योकि यह सुधार का झ्ान्दोलन अपने ढंग का एक है । प्रत्येक कार्य में 
यह आन्दोलन संयम को महत्व देता है। इसके वर्गाय कार्यक्रम बड़े 
अच्छे ढंग से चले हैं श्रौर चल रहे हैं। हजारो छात्रो ने इससे नंतिक 
प्रेरणा पाई है। सेकड़ो व्यापारियों ने कूठ तोल-माप व मिलाबट न 
करने की प्रतिज्ञा ली है। प्रनेको मजदूरों नें नद्या न करने का नियम 
लिया है । कि 

साविच्री देवी--हाँ, आ्रापके कार्यक्मो ने जनता के विचारों को 
सोड़ा है। आज नेता व साधारण लोग भी नंतिकता की चर्चा करते 
हैं। इसमे श्रगुत्रत आन्दोलन ने काफी मदद की है। यह श्रान्दोलन की 





(६ 3१६१ ) 


सफलता है । इसमें सन्देह क्या है कि वह भावना फंलेगी श्लौर लोग इसे 
स्वोकार करेंगे । ये न्रत (नियम) जीवन के प्रत्येक पहलू को छते 
हैं । अभी यहाँ मद्य निवेघ सप्ताह चला था । उसमे झान्दोलन ने बहुत 
मदद दी है। में इसको सफलता चाहती हूँ 

आचार्य-श्री --आपने श्रणुत्रती बनदे के बारे में क्या सोचा है ? 

सावित्री देवो--मुझे तो इसमे कोई अड़चन नहीं है। में अपने 
श्रापको इसके लिये प्रस्तुत करती हूँ । मेरा नाम कृपया अ्रणुन्नतियों की 
सूची में लिखलें। 

उनके श्राग्रह पर अ्राचार्य-श्री ने उनके यहाँ कुछ भिक्षा भी 
ग्रहण की । 

सघ्यान्ह में आ्राचार्य-भओ चवाई० एस० सो० ए० पधार गये, जहाँ 
साहू झान्तिप्रसाद जी जैन, श्री श्रगरचन्द जी नाहटा श्रादि कई व्यक्ति 
संपर्क में आये (जेब श्रागममकोश और अ्रत्ुवाद की बात सुत्रकर वे बड़ें 
प्रसन्‍तर हुये ।) 

यूनेस्कों के प्रेस प्रतिनिधि श्री एलविरा ने आचार्य प्रवर के दर्शन 
किये । 


मन्थन (५) 
श्री एलाविरा के साथ 
ब्रतों की निषेघात्मक मर्यादा 


यूनेस्को के प्रेस प्रतिनिधि श्री एलविरा के साथ १ दिसम्बर १६५६ 
को श्चायं-श्री की महत्वपूर्ण चर्चा हुई । 

आचार्य-श्ली--क्या श्रापने श्रणुत्रत आन्दोलन के नियम देखें हैं ? 

एलविरा--हाँ, मैंने उनको देखा है। वे सुभे श्रधिकतर निषेघात्मक 
प्रतोत हुए, ऐसा क्‍यों है ? 

आचाये-भऔी--इयत्ता के लिये निषेघ आवश्यक है, “यह करो वह 
करो”---इसकी कोई सीसा नही है । 

एलविरा--बाइबिल में भी अधिकांश नियम नकारात्मक हैं पर 
उससे यह भी कहा गया है कि श्रपने पड़ोसी से प्रेम करो । 

शाचारये-भ्रो--ऐसा उल्लेख तो इसमें भी है कि आपस में मंत्री 
रखो पर यह नियस नहीं हो सकता, यह तो उपदेश हो सकता हैं । 

एलविरा--भारत के लोग श्रहिसा मे विश्वास व श्रद्धा रखते हैं 
और झपने जीवन को उस श्रादर्श तक ले जाना चाहते हैं, क्योकि झाप 
जैसे प्रेरक यहाँ विद्यमान हैं। क्‍या इसका प्रचार पादचात्य देशो में भी 
हो सकता है ? 

आचाये-भी--क्यों नही, पर इसके लिये श्राप लोगो का नेतिक 
सहयोग श्पेक्षित है । 

एलविरा--मै तो श्रापकी सेवा में प्रस्तुत हें । में अपना अहोभाग्य 
समझूँगा श्रगर मे इसमे कुछ कार्य कर सकूँ । तत्पश्चात्‌ आचार्य प्रवर ने 
उनको तेरापंथ शौर जेन आचार विचार परंपरा के सम्बन्ध में 
जानकारी दो । 


दुलाई लामा के साथ 
श्रमणु संस्कृति की दो धाराओं का मिलन 


२ दिसम्बर १६५६ को राष्ट्रपति भवन में अ्णुत्नतों के सम्बन्ध में 
सम्सेलन होने के बाद जब राष्ट्रपति जी और झाचार्य-श्ी दोनों उठकर 
चलने लगे तब आचार्य-श्री ने पुछा--दलाई लामा यहाँ आने वाले थे, 
क्‍या वे श्रा गये हैं ? 

राष्ट्रपति जी ने पुछा--क्या श्रापको उनसे मिलना है ? में जाता हूँ, 
ऊपर से श्रापपो खबर करवा दूँगा। ऊपर जाकर उन्होने भ्रपने सेक़र ढरो 
से कहलवाया कि झाचाय॑-्री ऊपर पधारें। ऊपर जाते ही जिस कमरे 
में दलाई लासा और पचेेत लामा खड़े थे, पं० नेहरू भी उस समय उससे 
बातें कर रहे थे। श्राचार्य-श्री को देखकर पडित जी लासा से बातें करते 
करते भाद से उनको भी श्राचार्ये-श्री के पास ले झाये श्र उनके दुभाषिये 
के हारा आ्चार्य-श्री का परिचय उनको दिया । उसने तिब्बतों भाषा में 
उसका अनुवाद कर लामाओ्ों को बताया । 

नजदीक आने पर शआआचार्य-श्री ने कहा-- राष्ट्रपति भवन में आज 
श्रमण संस्कृति की दो घाराएँ-जेन औौर बौद्ध का सिलन हो रहा है, इसकी 
हमें बडी खुशी है। 

पंचन लामा ने कहा--हम ज्ञायद आपसे कहीं मिले हैं ? 

आचाय-भ्री ने कहा--नहीं, मिले तो नहीं हैं, शायद आपने कहीं 
हमारा फोटो देखा होगा।' 

उन्होंने कहा--हाँ, हाँ । 

सुति श्री-नगराज जी ने कहा-- कुछ साहित्य और श्राचार्य-श्री का 
परिचय श्रापको भेजा गया था, वह आपने देखा होगा। 


( श्ृष्ड ) 


फिर आचार्य श्री ने नेहरू जी से कहा--- 

पंडित जी आ्राप इन्हें बतलाइये--हम जैन साधु पैदल ही चलते हैं 
और अभी-अभी दो सौ मौल की पैदल यात्रा ग्यारह दिनो में पुरी करके 
ञ्रा रहे हैं। 

पडित जी ने कहा-- मैने इन्हें भ्रभी-प्रभी यही बताया था। इस 
प्रकार थोड़ी देर का यह संगम बड़ा ही रोचक और प्रेरणा-दायक रहा। 


बोछ सिच्ुओं के साथ 
विश्व शान्ति साधन की खोज 


श्री लंका से बुद्ध जयंतो पर भ्राये हुए दौद्ध भिक्षुओं ने ५ दिसंबर 
१६४५६ को प्रातः वाराखस्भा रोड २२ नम्बर पर श्राचायं-श्री से भेंट 
की । आसन ग्रहण करने के बाद प्रतिनिधि मंडल के प्रधान महा-स्थविर 
+घर्मेदवर” ने कहा--आप और हम लोग दो नहीं है। भ्रमण संस्कृति की 
हृष्टि से एक ही हैं । 

झआाचार्य-श्री--हाँ दोनो श्रमण परपरा की दो धाराएं है। 

घमश्वर---सिलोन मे ३० हजार भिक्षु हैं। उनमे से प्रति हजार पर 
एक प्रतिनिधि के रूप मे ३० भिक्षु श्राये हैं। बहुत सुन्दर हुआ कि दोनों 
धाराओं का संगम हुआ । हमे सिल जूल कर एक अच्छी योजना तैयार 
करनी चाहिये । यह एक अ्रवसर है। वतंमान दुनिया बुरी तरह से क्षुब्ध 
है, वह शांति की दोह मे है। हम जो सच्चा भाग बनायेंगें, उसका सारी 
दुनिया मे प्रचार होगा। हम उस थोजना को लेकर अमेरिका, जापान, 


( शहर ) 


चीन, तिव्वत आदि से धूमेंगे । इस प्रकार वह विश्व के लिये शांति का 
साधन वन सकेगी 

आचायं-भो--हाँ, हमारा तो इस प्रकार की योजनाओं के लिये चिन्तन 
चलता हो रहता है। हमें समन्वय से ही सफलता दीज़ती है। श्रणुत्रत 
आन्दोलन के नियमों के प्रारंभ में तद्विषयक जैन-बौद्ध श्रोर चेदिक 
तोनो धर्मों के समन्वयात्मक पद्म हमने दिये हैं। इसके बाद कुछ भौर 
प्रदनोत्तर हुए। 

आचार्य-क्षी--हाँ, श्राप मे और तिब्बत के दलाई लासा से क्या 
भेद है? 

घर्मेदबर--हम भी भिक्षु हैं और वे भी; किन्तु हम ऊष्ण देश के हैं 
झौर वे छीत देश के १ अत. स्थानीय परिस्थितियों के श्रनुसार अपना 
श्रपता आचार व्यवहार चलता है। 

आचार्य-भ्री---दलाई लामा बुद्ध का अवतार माने जाते हैं, यह कहाँ 
तक सत्य है ? 

घर्मेदवर--यह कुछ नहीं, यह तो केवल तिव्वती जनता की श्रद्धा है 
इसलिये वहाँ के वे परमेश्वर हैं। हो सकता है सिलोन में कोई बौद्ध इन्हें 
जानता भो न हो । 

श्राचाये-श्री --श्राप सहायान के श्रतुयायो हैं या हीनयान के ? 

घर्मेशवर--सिलोन से सियम निकाय और शझमर निकाय है । सहायान 
या होनयान अलग कुछ नहीं । हमारा साहित्य पाली मे है श्रतः अल्प है । 
इधर भारतोय बौद्ध विद्वानों ने जब संस्कृत से प्रचुर साहित्य लिखा, तब 
उन्होंने भूल पाली साहित्य को ही प्रमाणित मानने वालो को हीनयान और 
झपने आपको सहायान कहना प्रारंभ किया, किन्तु इसे हम स्वीकार नहीं 
करते । 

शागंतुक भिक्षुओं में से भिक्षु “ज्ञान श्री” आगे झाये और कहने 
लगें--हमारे यहाँ कुछ नियम पालवनें वाले भौर गेटएँ रग के वस्त्रधारी 
को भिक्षु कहते हैं। हमने श्राप जेसे साथु कभी देखे नहीं; आज ही 


( १६६ ») 


देखने का अवसर मिला है। हमे सब कुछ नया-तया लगता हैं ॥ आपका 
चाह्मय आकार प्रकार भी श्नौर झ्राचरण भी । भ्रतः हम छोटी-बड़ीं सभी 
बातें पूछता चाहते हैं। क्या आपकी श्राज्ञा है ? श्राप क्रोध तो नहीः 
करेंगे ? 

शाचार्य-भी--क्रोध कैसा ? हमे तो इससे प्रतन्‍्नता अनुभव होगीं। 
आतनद से पुछिये। $ 

ज्ञान श्री--भ्रच्छा फरमाइये, यह आपके मुँह पर पट्टी क्यो लगी 
हुई है ? 

श्राचार्य-भी--यह अहिंसा के लिये हैं। जब हम बोलते हैं तब जो 
तेज्ष व गर्म हवा निकलती है, उससे हिसा होतो है। 

ज्ञान श्री---तव इवासोच्छास में भी सुक्ष्म जंतु मरते होगे ? 

आचार्य-शऔली--नहीं, ऐसा नहीं है । जेनागमो के श्रनुसार बोलने से 
जो हवा मुँह से निकलती है, उसकी बाहर की हवा से टक्कर होती है, 
तब वायु के जीव मरते हैं। इवासोध्छास सहज हवा है, उससे वायु के जीव 
नहीं मरते, दूसरे सुक्ष्म जीवो की तो बात ही कहाँ ? 

ज्ञान श्री-- श्राप सिक्षु है या साधु ? 

प्राचार्य-भी--हमारी मूल परंपरा मे हमे निग्र॑न्‍्थ या श्रमण कहा 
जाता है। बैसे श्रमण, निग्र न्य, भिक्ष, साधु पर्यायवाची नाम है। 

ज्ञान-ओ--अ्रसण का क्‍या सतलब है ? 

आचार्य-भी --श्राध्यात्मिक अमर करने वाला श्रर्यात्‌ तपस्या करने 
चाला श्रमण कहलाता है। 

ज्ञान-शऔ--तपस्या किसे कहते हैं ? 

श्राचार्य-भी--तपस्या उस श्रतुष्ठात को कहते हैं, जिससे आत्मा 

- के बन्धन दूटते हैं। वह दो प्रकार की है--बाह्य भर भ्राम्यंतर। उपवास, 

आदि बाह्य तपस्या है श्रौर स्वाध्याय आ्रादि श्राम्यंतर । 

ज्ञान श्री-- बन्धन किसे कहते हैं ? 

आचार्य-भी--.हमारी शुभाशुभ भ्रवृत्ति से हो शुभ श्रशुभ परमाणु 


( रृ&७ ) 


पंपड आक्ृष्ड होते हैं और प्रवृत्ति के अनुरूप प्रवरतित हो श्ात्मा के साथ 
पचियक जाते हैं, आत्म चेतना को आवत्त कर लेते हैं, उत आ्रावरण को 
अन्चन कहते हैं । 
ज्ञान श्लो--वन्बन को दूर क्यों किया जाता है? उससे क्या 
क्षति है? द 

आचार्य-श्री--उससे हमारा श्रात्म विकास रुकता है । 

ज्ञान श्री---इस वाक्य सें दो शब्द श्राये हैं---/हमारा' और 'भ्रात्मा', 
तो क्‍या ये दो हैं ? 

आचार्य-क्षी--नहीं, उपचार से ऐसा कह दिया गया, वास्तव मे में 
ओर शअ्रात्मा एक है। 

जान श्री--'में' यह शरीर का चाचक है था आत्मा का ? 

आचार्य-भी---यह आत्मवाचक है । 

ज्ञान श्री-- तो यह आपका शरीर किससे प्रचलित है ? 

आचार्य-क्षी--आ्रात्मा के द्वारा । 

ज्ञाव श्रो--तो आत्मा एक पृथक चीज़ है, शरीर एक पृथक्‌ 
चीज़ है ? 

आ्राचार्य-श्री--हाँ । 

ज्ञान श्री--शरीर का संचालक जैसे आत्मा है, वैसे कोई आत्मा का 
भी चालक है? 

आचायं-आऔी--नहीं, आत्मा अनादि है, वहू स्व चलित है, इसका 
कोई करने वाला नहीं। 

जान श्री---प्रात्मा अनादि है, यह आप किस बल पर जानते हैं ? 

आचाये-क्षी--हे आधारों पर--(१) झागमस (गर्णिपिटक) और 
(२) श्रत्ृुभव के आधार पर । 

ज्ञान श्री--श्रगगम किसे कहते हैं ? 

* आचार्य-क्री--आप के जैसे त्रिपिटक हैं बसे ही हमारे यहाँ गणिपिदक 

हैं, उन्हें आगम कहते हैं. अर्थात्‌. महावीर वाणी आगम है । 


( शृ&८ ) 


इस प्रकार लगभग घंटाभर पारस्परिक तात्तिक विचार विमर्श 
हुआ | श्रंत मे उन्होंने जेव दर्शन को विशेषतः जानने को जिज्ञासा 
व्यक्त की । 


मन्धन (20 
भारल रि्आरममेमेन्ट' के प्रतिनिधियों 
के साथ 


हृदय परिवर्तेन का माध्यम 


५ दिसंवर १६५६ की रात्रि मे मॉरल रिश्रार्मेमेट (नैतिक पुन- 
रुत्थान के विदेशी श्रांदोलन) के त्तीन सदस्य मि० डब्ल्यू० इ० पार्टर, 
मि० जी० एफ० स्टीफ़ेन्स, मि० जें० एस० हडसन तथा उसमे दिल- 
चर्पी रखने वाले संसत्सदस्य श्री राजाराम शास्त्री श्राचार्य-भ्री के दर्शन 
करने आये । 

मॉरल रिश्राममिट के सदस्यो से से एक ने दताया कि उनका झआांदो- 
लगन हृदय परिवर्तन के माध्यम से काम करता है । अपनी कहानी सुनाते 
हुए उन्होने कहा--कि मे शाति का उपदेश करता था, पर श्रपने घर में 
काफी श्रशाति का राज्य था। एक दिन मेरे मन मे विचार उठा कि मे 

“जब इतना श्रद्ांत रहता हूँ तथा पिताजी की श्रशाति का कारण बना 
हुआ हूँ तब मेरे द्वारा दिये गये श्ञाति फे उपदेश का क्या श्रसर हो सकता 
है ? तभी में श्रपती सारी दाक्ति वटोर कर पिताजी से क्षमा माँगने के 
लिये तैयार हुआ । क्षमा माँगने पर पिताजी ने कहा इस क्षमा माँगने का 


( १६६ ) 


अर्थ तो तब निकल सकेगा जब तुम इस नम्र भावना को स्थापित्व दे 
सको । मैने उनके शब्द शिरोघधाय्य किये । तब से हमारा व्यनहार मबुर 
हो गया शौर ज्ञांति रहने लगी। 

शास्त्री जी ने कहा--एक बार मै चुनाव मे जीता था तो लोगों ने 
बड़ी बड़ी सभायें करके सेरा अभिनन्‍्दन किया, फूल भालाओं से लादा, 
चरणो मे पड़े । सेरे सन से विचार श्राया, लोग इतना करते हैं, क्‍या में 
इसके योग्य हुँ? तभी मुझे लगा मैने चुनाव मे न जाने क्या-क्या किया 
है । श्रव भी लोगों से कुछ और कहता हूँ और कर गुजरता हूँ कुछ झौर 
ही। इस प्रकार विचार करते-करते मे प्रात्मोन्मुख बना। उन्हीं दिनों में 
भसॉरलरिआममिट के इन कार्यकर्ताशो से मेरी भेंट हुई और से इधर 
भुका ॥ अव इसका प्रचारक बन गया हूँ । 

झाचार्य-श्षी-- हम भी यही कहते हैं कि किसी भी बात का प्रचार 
करना तभी सार्थक हो सकता है जब वह जीवन में पुर्णतया उत्तर जाय $ 
आपको जिज्ञासा होगी कि हम अरणुद्धत्तो का प्रचार करते हैं, तो क्या 
हम अणुन्नती हैं ? हमारे यहाँ दो घाराएं चलती हैं, महान्त श्रौर श्रणु- 
जब्त । हम लोग महाज्ती हैं, पैदल चलते हैं, किसी भी सवारी का उप- 
योग नहीं करते । हमारे पास एक भो पैसा नहीं, जमीन, सठ, संविर 
नहीं | यहाँ तक कि हमारे पास भोजन का भी कोई प्रवन्ध नहीं । हमारी 
भसोजन-व्यवस्था भिक्षावृत्ति से चलतो है, हम किसी एक घर का खाना 
नहीं लेते, बिना किसी भेंद भाव के अनेक घरो में जाते हैं और थोड़ा- 
थोड़ा लेकर अपनी श्रावशयकता को पूर्ण कर लेते हैं। यह चर्योा महा- 
ब्रतियों की है । 

अणुक्षती वे हैं जो इनको आंशिक रूप में पालते हैं। हम अणुन्नतो 
का सब ब्ों में, सब जातियो में प्रचार करते हैं। हम लोग हृदय 
परिवतंन पर ही जोर देते हैं ॥ श्राप लोग (मो० रि० संस्थापक) “वुकसैन' 
से कहिये कि वे जो हृदय परिवर्तन के साध्यम से कास करते हैं, उसे 
स्थायित्व देने के लिये उसके लिये कुछ नियम भो झावदयक है । अ्रणुत्रत 


( २०० ) 


'आदोलन और मॉरल रिश्राममिट दोनो मिलकर कुछ करें तो नेतिक 
जागृति का श्रच्छा काम हो सकता है । 

एक कार्यकर्ता--यह इसको शुरूश्लात समझनी चाहिये । 

श्राचार्य-क्षी---झाप के इस प्रचार के विषय मे कुछ श्राक्षेप भी 
सुनने को मिले हैं । 

एक कार्यकर्ता--हो सकता है कि लोग इसकी नैतिक चुनौती सहन 
न कर सके हो । 

आतच्ार्य-भी--हाँ, ऐसा भी हो सकता है, पर मैंने साधारण आद- 
मित्रो से नहीं अच्छे लोगों से सुना है। कुछ लोगो का कहना है कि 
इसका प्रचार जो नाटकों और नृत्यो द्वारा किया जाता है, उसका प्रभाव 
जनता पर श्रच्छा नहीं पड़ता । कुछ व्यक्ति इसे राजनंतिक चाल समभते 
है तो कुछ ईसाई बनाने का तरीका मात्र मानते हैं॥ इसमे उनकी कोई 
श्रद्धा नहीं, उल्ठा इसे घृणा की हृष्टि से देखते हैं । 

एक कार्यकर्ता--आचार्य-भ्ी सब चीजों का सब तरह ध्यान श्खते 
हैं । श्रापने इसका कितनी गहराई से श्रध्ययन किया है । 

झराचार्य-क्री---श्राप की जो श्रालोचना की जाती है उसको यद्यपि 
मैं पूर्णतया ठीक नहीं सानता पर इस विषय से आप को काफी सतर्क 
रहना चाहिये । क्‍या श्रांदोलन के सदस्यों के लिये श्रावश्यक है कि थे 
मांस न खायें, नशा न करें ? 

कार्यकर्ता--ऐसः कोई नियम नहीं है। पर हम मद्य निषेध को 
चेतावनी जरूर दे देते हैं । 

आचार्य-भी--क्या सदस्यो का रजिस्टर है ? 

कार्येकर्ता--नहीं । 

आचार्य-भ्री--भारत में इसका प्रचार कहाँ कहाँ हुआ है । 

कार्यकर्ता--बंबई, पुना, कलकत्ता श्रादि बड़े-बड़े शहरों मे तथा 
कहीं-कहीं गाँवो से भी इसका कार्य चालू है 


+' हक ँ 





म्चन (8) 
इंडियन एक्सप्रेस” के समाचार 
सस्पादक के साथ 
धन-धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं 


ता० ६ दिसंबर १६५६ को १६ बाराखंभा रोड पर “इंडियन 
एक्सप्रेस” के समाचार सम्पादक श्री चमनलाल सुरी आचार्य-भ्री के 
दर्शनार्थ आये । झाते ही उन्होंने पूछा--आचारय्य जी श्राप यहाँ कहाँ से 
आये हैं और क्‍यों आये हैं ? 

आचायें प्रवर ने अपना उद्देश्य समझते हुये आदोलन की बात 
बताई और कहा, अणुव्रत आंदोलन को आज राष्ट्र की पूर्ण मान्यता प्राप्त 
है और जन-जन में इसकी चर्चा है । 

सुरी---दिलली नगर में इसकी कंसी प्रगति है ? 

आ० --यहाँ इसका अच्छा कार्य चल रहा है, लोगो ने इसको 
भावना समझी है और यथादाक्ति इसको जीवच मे उतारने का प्रयत्न 
किया है। थोड़े ही दिन पहले यहाँ “विद्यार्थी अ्गुत्रत पक्ष! चला था, जिसमे 
अनेक छात्रों ने नशा न करने की तथा नैतिक जीवन बिताने की प्रतिज्ञा 
ली थी। उससे पहले व्यापारियों में भी इस प्रकार का कार्यक्रम चल चुका 
है। उसमे मिलावट न करने की, कम्र तोल साप न करने की प्रतिज्ञाएँ 
रखी गई थीं और उन्होंने उनका स्वागत किया था। इस भ्रकार हम 
जब सावारण में विचार क्रांति पँदा करने का प्रयास कर रहे हैं । हमारे 
एइचार का भाष्यम अणुक्नत-आंदोलन है । किन्तु इसके प्रसार सें जितना 
सहयोग अपेक्षित है, उतना नहीं मिल रहा है । 

सूरो--कई बार कई समाचार पत्रों में आंदोलन की चर्चा पढ़ते हैं 


( २०२ ) 
से भी यह मानता हें कि हम पत्रकार इसमे विशेष हाथ नहीं वटा 
। 


झाचार्य-भी--यह पत्रकारों क्री गलतो हैं। में आप से यह कहूँगा 
कि आप इस झदोलन की भावना को सही-तही समझते का प्रयास करें ॥ 
फिर आप को जेसा लगे, उसे हमे बतायें ॥ केवल इससे दूर रह कर 
श्राप एक बहुत बडे कतंव्य से वंचित रह जाते हैं। मे आप से यह नहीं 
फहता फि आ्राप जबर्दस्ती इसके प्रसार में समय लगावें । किन्तु इतना 
अबदय कहूँगा कि यदि शआ्आाप नैतिकता का प्रचार श्रपने जीवन का एक 
कर्तव्य मानते हैँ तो फिर उससे क्यो पीछे रहते हैं ? 


सन्धन (१०) 
कमान बकमन५+०क>- बन, 


श्री मोरारजी देसाई के साथ 
अनशन थआतशुद्धि 


त्ता० ६ दिसम्बर १६५६ को प्रातःकाल पंचमी समिति से निवृत्त हो 
प्यने प्रायः सभी सापुप्रो सहित आचार्य प्रवर केन्द्रीय वाणिज्य संत्री 
श्री मोरार जी देसाई की कोठी पर पघारे । पीछे को तरफ के वरामदे में 
घाचार्य-शऔी एक छोडे से पट्टे पर शासीन हुए । मोरार जी भाई झाए 
आर वन्दना कर नीचे विछे श्रासन पर वैंठ गये ॥ प्रायः एक घण्टे तक 
झति मधुर सवाद हुआ । लगभग ४०-५० भाई वहिन साथ सें थे । 

शिष्टाचार की वातो के वाद आचार्य-श्री ने कहा--इस बार आपने 
जो श्रनशन किया, उसमे आप पानी के अतिरिक्त क्या लेते ये ? 


फ 


( २०३ ) 


सो०--पानी में छुछ नोंबू का रस मिला दिया जाता था, चही में 
लेता था। 

आा०--आपने उससे दया अनुभव किया ? 

मो०--मुझे विशेष शान्ति का अनुभव हुआ । सानसिक द्वन्द्व नष्ट 
हो गये । अनझव में मेरी यह भावना बलवतो बनी कि हिसा कभी हिंसा 
से नहीं सरती, श्रहिसा से ही उसको मिठाया जा सकता है । वही हुआ । 
मुझ से कुछ लोगो ने कहा, “शरोर नि््रत हो रहा है, श्रनशन तोड दीजिए” | 
पर मेदे कहा-मेरा प्रण जब पूरा होगा, तभी इस विषय मे सोचा जायगा । 
शारीरिक श्रस्वस्थता मुझे जरूर सतातों थी पर उससे मेरा सनोवल 
शिथिल नहों पडा, प्रत्युत बढ़ा। भौतिक पदार्थ प्राप्ति के लिये जो 
अनशन करते हैं वह ठोकू नहीं। शात्मज्ञान्ति के लिए हो उसका 
उपयोग ह्ोवा चाहिए । 

शआ्रा०--हाँ, बह ठीक है । जीवन का या जीवन के श्र॑श्ञों का उत्स् 
आत्म शान्ति के लिए ही होता है, बाह्य शान्ति तो स्वततः सघ जाती है । 
अभी थोड़े दिल पहने सरदार शहर में हमारे एक साधु श्री सुमतिचन्द 
जो ने श्रात्म साधना के लिए श्राजीवन श्रनद्ात किया था । उनकी सारी 
घटना झाचावं-श्री ने उन्हें सजीब शपदों में कह सुनाई । श्री सोरारजी 
भाई रोनाचित हो उठ । दीच वोच मे कई जिज्ञासायें भी कौं-वार्त्तालाप 
का अच्छा अभ्रतर रहा। 

श्रणुत्रत श्रान्दोलन की वात चलने पर मोरारजी भाई ने फहा--- 
अच्छा है आप प्रेरणा दे रहें हैं। श्रापका यही कर्तव्य है और श्राप 
उसे पूरी तरह निभा रहे हैं। क्रापके इन प्रयत्नों से लोग लाभ उठायें 
था नहीं यह उनकी इच्छा है । व्यवित स्वयं ही श्रपना सुधार कर सकता 
है । दूसरे केवल प्रेरणा दे सकते हैं, सुधार नहीं सकते । श्राप अ्रपना 
कार्य करते रहें। 

आ०---अ्रव आप पर और श्रधिक वजन श्रा गया है ॥ 

सो०--हा, में तो इस ऊमेलें से निकलना चाहता था!। लेकिन 


[( २०४ ) 


विधिवश् और ज्यादा फंस जाता हूँ। जितनी ही असंग्रह की भावना 
करता हूँ उतना ही संग्रह के कामों मे ढकेल दिया जाता हूँ । 
बीच से संतो मे कहा--“कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी आप ही हैं” 
सो०-हाँ ऐसा ही कुछ योग है।॥ मुझे इससे कुछ रस नहीं आता। 
सेरी रुचि का विषय है अध्यात्मवाद । उसमे रस श्राता है । ४ 
आ०--सुना है केन्द्र मे दीक्षा और बालदीक्ष। विषयक कोई बिल 
शाने वाला है। 
सो०--हाँ ऐसी कुछ चर्चा तो है । 
आ०--किन्तु इस प्रकार के बिल श्रध्यात्मवाद के प्रतिकूल पड़ेंगे । 
यह धर्म के मामलो से हस्तक्षेप है। इस विषय से आप लोगो को सोचना 
चाहिये । बम्बई असेम्बली में जब बालदीक्षा के विरोध भे बिल आया 
था तब आपने जो कुछ कहा था उसका अच्छा अ्रसर रहा । लोगो को 
उस विषय में सोचने का सोका मिला था। 
सो०--मैं तो इस बार भी चूकनेवाला नहीं हूँ, वैसे हो बोलूँगा । 
डटकर बिल का विरोध करूँगा । पर हूँ अकेला । नैतिक द्क्ति अ्रकेली 
भी बहुत बड़ी चीज़ है ऐसा मेरा विद्वास है । 
समय काफो हो गया था। आचार्य-श्री को दूसरी जगह पधारना था। 
वार्ता को वहीं समाप्त किया। श्री मोरार जी भाई ने वन्दना की । 
आाचायं-श्री ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया । 
राजर्षि टंडनजी के यहाँ 
अस्चार्य-त्री श्री सोरार जी देसाई के यहाँ से राजषि श्री पुरुषोत्तम 
दास जो टंडन के निवास स्थान पर पधारे । टंडन जी बीमार थे 
इसलिये श्रणुत्नत ग्रोष्ठो से श्रानें की इच्छा होते भी नआ सके। 
अपनी बीमारी के फारण उन्होने कहा था---मै श्राचार्य-श्री से मिलना: 
तो जरूर चाहता हूँ पर मै तो अशकक्‍त हूँ। वहाँ जा नहीं सकता । 
आचाये-श्री यहाँ आदेंगे तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। अ्रतः उन्हें यहाँ 
' आने का ,निवेदन कंसे करूँ। 


न्‍ 


( २०५ ) 


ऋाचार्य प्रवर उनके अद्धाञहील मानस की भावना को जानकर 
उनके घर पघारे । वहाँ पहुँचते ही भ्रदंत श्रानन्द कोसल्यायन (बौद्ध 
विद्वान) अन्दर से निकल ही रहे थे, आचार्य-श्री से उनकी मुलाकात 
हुई । कुछ थोड़ी सी बातचीत भी हुई । ढंडन जी ने लेठे लेटे ही हाथ 
जोड़ प्रतन्‍नता प्रगट की । 

टंडन जी बहुत ही श्रशक्‍त थे । बोलने मे कष्ट होता था। फिर 
भी उन्होंने कम्पित स्वर से कहा--“झ्राप से बौद्धिक चितन है, श्राप 
समाज का मृुल-प्राह से उद्धार कर सकते हैं, श्रापमे यह सामर्थ्य है” । 

श्राचायं भरी ने उन्हें मंगल पाठ सुनाया । श्रद्धापुर्वक हाथ जोड़े 
वे उसे सुनते रहे । 

&-१० सोल के विहार के बाद आचाय श्री ११४ वज वापिस 
निवास स्थान पर लौट श्रायें । 


क््ल्+-++5 


(१ १) 


हक ननमलमाकनपम- ७3 ०>+नननक. 


विदेशी मुमुच्ुओं के साथ 
जेनागम शब्द कोप पर चर्चा 


७ दिसम्बर १६५६ की रात्रि भे जमंनी के तीन विद्वान श्री श्रत्फ्रोंड 
बायर, फ्रेल्ड वाल्टर लाइफर, वार हाई हाइवेच और पश्रमेरिका को एक 
सहिला श्राचार्य-श्री से मिले । 

झाचार्य प्रवर ने उनको तेरापंथ व जैन सुनियों के संबन्ध में विस्तृत 
जानकारी दी । 'तेरापंथ' का श्रर्य सुन वे श्रतीव प्रसन्‍त हुए । 

क्राचार्य ने कहा--“हमारे यहाँ अनेक भाषाओं फा अध्ययन 


( २०६ ) 


चलता है। “जेनागम शब्द कोब” के निर्माण को एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति 
चालू है। कुछ कार्य हुआ भी है । 

मिस्टर वाल्टर ने कहा--हाँ हमे, इसकी सुचना मिली है। जन 
विद्वात डा० रोथ आपके वहाँ गये थे । तब उन्होने जर्मन दूतावास तथा 
जमंनी वासियो के श्रन्य स्थानों मे यह सूचना प्रसारित की थी कि--- 
“श्राप लोग कभी अवश्य समय निकालकर श्राचार्ये-क्री तुलसी से मिलें । 
वे एक स्वस्थ धामिक संस्था के नेता हैं। इसके अनुश्ञासन में श्रत्यंतत 
व्यवस्थित रूप मे आत्म साधना तथा अन्य सफल साधनाएं चलती हैं । 
यहाँ जो जैनागमो का एक शब्दकोष तेयार हो रहा है, उसे देखकर 
आदइचरययान्वित रह गया । इसके निर्माण में अनेक साधु लगे हैं ।” इत्त 
सुचता के फलस्वरूप हम श्लापके दह्शनार्थ ऋये है 


कफफम-+_-++ 


मन्धन (१२) 


अधानमन्धी श्री नेहरु के साथ 
अगुव्रत आन्दोलन में नेहरू जी की आस्था 


८ दिसम्बर १६५६ की प्रातःकाल अत्यन्त महत्वपुर्ण प्रसंग उपस्थित 
हुआ, जब दो महान्‌ चेताश्रो का एक दूसरे के साथ चिरप्रतीक्षित 
सम्मिलन हुआ । आचायें-श्री ने मानव के आध्यात्मिक और सास्क्ृतिक 
निर्माण का जो दायित्व अपने कन्धो पर ओढा है, उसके कारण उनका 
व्यक्तित्व वैसे ही एक आकर्षण का विषय बन गया है जैसे कि हमारे 
नेता श्री नेहरू के व्यक्तित्व के प्रति गृढ़तम अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के 
कारण एक आकर्षण उत्पन्त हो गया है । एक राजनैतिक क्षेत्र मे सहान्‌ 


( २०७ ) 


हैं तो इसरे आध्यात्मिक क्षेत्र से वैसी ही महानता सम्पादन किये हुए 
हैं। आज वाल्तव में हो गंगा-जमना की दो विज्ञाल घाराझों का संगम 
हुआ ॥ 
प्रधान मंत्री श्री नेहरू की कोठी पर 

८॥ बजे श्राचार्य-श्री पंडित नेहरू की फोठो पर पधारे | पंडित जी 
की सेक्रेटरी क्रीसतती विमला नें श्राचार्य-भ्री का स्वागत किया । २८ 
साथु झौर साध्चिया तथा सैकड्डों गृहल्थ साथ थे। कोठी के पिछले 
वरामदे में साधुओं ने पट्टा विछाया । नेहरू जी २० मिसद बाद आये । 
शाचार्य प्रवर ने साधु-साध्वियो का परिचय कराया। फिर साथु साध्वियाँ 
एक श्रोर वेठ गये । पठित जी श्राचार्य-श्रो के पट्ट के पास विछे हुए 
झासन पर बैठ गये और वातचीत श्रारम्भ हुई । 

श्राचार्य-प्री ने कहा --श्राप २० मिनट लेट हैं । 

नेहरू जी---हाँ, श्रावदयक तार श्राया था भ्रौर मेरी बेटी बीमार है, 
इसलिये विलम्ब हो गया । 

आचार्य-श्री---ठीक ५ वर्ष बाद मिलन हो रहा है । इस वर्ष 
हमारा चातुर्मास सरदार शहर था। हमारे साधु श्रापसे मिले थे । शान्दो- 
लगन के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसकी प्रगति से श्रवगत कराया 
था। विद्यार्थियों के कार्यक्रम मे आपने भाग लेने को कहा था। और 
“आचार्य श्री को यहाँ चुलाइये” यह भी कहा था। मैंने इस पर यहाँ 
श्रानें का निर्णय किया । इसके साथ दूसरा फारण यूनेस्को सम्मेलन भी है । 
इस दोनों कारणों से से श्री श्रभी यहाँ श्राया हूँ ॥ १८ नवम्बर तक तो 
चातुर्मास था, इसलिये उससे पहले हम वहाँ से चल नहीं सकते थे । 
ता० २६ नवम्बर फो चले, ३० को यहाँ पहुंच गये । 

पंडित जी ने श्राइचर्य भरे बाबददों से फहा--बहुत कठिन कार्य है । 
आपने बरीर के साथ ज्यादती दी । 

श्राचार्य-भी-- मे चाहता हूँ श्राज हम स्पष्ठरूप से विचार 
विमझे करें। हमारा यह मिलन श्रौपचारिक न होकर वास्तविक हो । 


( र०्थ ) 


हम जानते ; हैं कि गांधीजी व श्राप लोगों के अयत्नो से भारत को 
श्राजादी मिली । पर झ्राज देश की कया स्थिति है, चरित्र गिरता जा रहा 
है। कुछेक व्यक्तियों को छोड़कर देश का चित्र खींचा जाये तो वह 
ध्वस्थ नहीं होगा । यही स्थिति रही तो भविष्य कैसा होगा ? बात ठीक 
है, पर किया क्‍या जाय ? कोरी बातो से चरित्र उन्नत नहीं होगा। 
लोगो को कुछ काम दिया जाय तब वह होगा । कास से मेरा मतलब 
बेकारी मिटाने का नहीं है। काम से मेरा मतलब है चरित्र सम्बन्धी 
कोई काम दिया जाय । यही मै चाहता हूँ । अणुन्नत आन्दोलन ऐसी ही 
स्थिति पैदा करना चाहता है । हम छोटे छोटे बत्रतो के हारा जीवन स्तर 
को ऊँचा उठाना चाहते हैं । पाँच धर्ष पूर्व मैने आपको इसकी गतिविधि 
बताई थी। श्रपने सुना श्रधिक, कहा कम । आपने भ्राज तक कुछ भी 
सहयोग नहीं दिया । सहयोग से मतलब हमे पेसा। नही लेना है। यह 
आध्िक आन्दोलन नहीं है । 

नेहरू- मैं जानता हूँ आपको पैसा नहीं चाहिये । 

झा०--इस आन्दोलन को मैं राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता । 

ते०--मै तो राजनीतिक व्यक्ति हे, राजनीति से ओोतप्रोत हूँ, फिर 
मेरा सहयोग क्या होगा ? 

शआ्रा०--जैसे आप राजनीतिक हैं, बसे स्वतंत्र व्यक्ति भी हैं। हम 
आपके स्वतंत्र व्यक्तित्व का उपयोग चाहते हैं--"-राजनीतिक जवाहर लाल 
नेहरू का नहीं । पहली मुलाकात मे श्रापने कहा था--“मैं उसे पढ़ गा” 
पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं । 

ने०--मैने यह पुस्तक (श्रणुत्रत आन्दोलन की) पढ़ी है, पर मे बहुत 
व्यस्त हूं । श्रान्दोलन के बारे मे मैं कह सकता हूँ । 

श्रा०--आपने कभी कहा तो नहीं, दूसरा कोई कारण है ? या तो 
यह हो सकता है कि श्राप इस आन्दोलन को उपयोगी नहीं समझते । 
बीच मे नेहरू जी ने कहा यह फंसे हो सकता है ? या यह हो सकता है कि 
श्रापकों इसमें साम्प्रदायिकता जैसी कोई बात लगती है | वेषभूषा को वेख 


( २०६ ) 


श्रापको यह लगता हो कि ये हमारे द्वारा कोई स्वार्थ साधना चाहते हो, पर 
से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि में जन हूं । जैन धर्म मे विदवास करता हूँ । 
जैन इवेतास्वर तेरापंथ संप्रदाय का संचालक हूँ । पर इस श्ान्दोलन के 
हारा कोई स्वार्थ साधन नहीं चाहता । यह झ्रान्दीोलन व्यापक है। जाति 
सम्प्रदाय श्लादि भेदो से परे है। इस पर भी किसी को सांप्रदायिक लगे 
तो दूसरी वात है--यूँ तो आप भी हिन्दू हैं। किन्तु राजनंतिक नेतृत्व 
हिन्दूषन से नहीं है । 

नें०--में जानता हूँ श्रापद्र आन्दोलन सांप्रदायिकता से परे है ४ 
ठीक चल रहा है १ 

आा०--हमारे सेकड़ो साधु-साध्वियाँ चरित्र-विकास के कार्य मे 
संलग्न हैं। उनका आध्यात्मिक क्षेत्र मे यथेष्ट उपयोग किया जा 
सकता है। 

नें०--क्या भारत साथु समाज' से श्राप परिचित है ? 

आा०--जिस भारत सेवक समाज के श्राप श्रध्यक्ष हैं, उससे जो 
सम्बन्धित है, चही तो ? 

ने०--हाँ, भारत सेवक समाज का से श्रष्यक्ष हें । यह राजनंतिक 
संस्या नहीं हैँ ॥ उसी से सम्बन्धित वह 'भारत साधु समाज' है । 

मे०--आ्राप श्री गुलजारीलाल नन्‍दा से मिले हैं ? 

श्र०--पाँच वर्ष पहले सिलना हुआ था। भारत साधु समाज से 
मेरा सम्बन्ध नहीं है। जब तक साथ्‌ लोग सठो और पेसो का मोह 
नहीं छोड़ते तब तक वे सफल नहीं हो सकते । 

नें०--साघुओ ने घन का मोह तो नहीं छोडा है। मैंने नन्‍दा जी से 
कहा भी था तुम यह चना तो रहे हो पर इसमे खतरा है । 

क्रा०--जो से सोच रहा हूँ, वही श्राप सोच रहे है। श्राज श्राप ही 
कहिये, उनसे हमारा सम्बन्ध कंसे हो * 

नें०--उनसे आपको सम्बन्ध जोड़ने को श्रावहयकता भी नहों है | 
साधु समाज श्रगर काम करे तो अच्छा , हो सकता है, ऐसी सेरी धारणः 


( २१० ) 


'है। पर कास होना कठिन हो रहा है । 

आ०--आपको पता है, अभी तोन दिनो तक अणुत्रत गोप्ठी 
चली थी । 

ने०--हाँ, मैने पन्नों में पढ़ा है । 

आ्र०--उसमे लोग आपका उपयोग लेना चाहते थे, पर स्थितिवद् 
बैसा नही हो सका । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और श्री अनन्तशयनम्‌ 
अय्यगार' भी श्रस्वस्थ्य व पारिवारिक उलभनो के कारण अणन्नत गोष्टो' 
का उद्घाटन नहीं कर सके । यह कार्य यूनेस्को के डाइरेक्टर जनरल 
डा० लूथर इवेन्स द्वारा हुआ। उन्हें अषुन्नत आन्दोलन बहुत भाया । 
[पं० नेहरू ने यह बहुत श्राश्चर्य से सुना ।] मैने उन्हें (लूथर इवेन्स को) 
युनेस्को द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर “मैत्री दिवस मनाने का सुकाव 
दिया। वे सोचेंगे -- ऐसा उन्होने कहा । मैं आपसे सुझाव लेना चाहता 
हूँ। क्‍या विचार है ? 

ने०-- कंसे ? 

आाचायें-भ्री ने उसका स्पष्डरूप ससमकाया और कहा, यह दिवस 
विद्व मैत्री की हृष्ठि से श्रापके पंचशोल की आधार शिला वन सकता है। 

ने०--पंचशील ! मैने चलाया तो नहीं, काम मे जरूर लिया है। 
"(पूर्व प्रसण को छूते हुए कहा) यह (मैत्री दिवस मनाने का) काम तो 
अच्छा है, पर चलने से ही। यह चले तो इसके सम्बन्ध मे से कह सकता 
हूँ, कुछ कर सकता हूँ। 

आा०--पचशील के बारे मे आप विश्वदत हैं कि सब लोग ठीक 
पाल रहे हैं। 

ने०--नही, ऐसा तो नहो है । 

आ०--इस विषय मे आपको सोचना चाहिये। 

ने०-- सोचने का समय नहीं है | बहुत व्यस्त हूँ। सोचने का 
अवकाश सिल नही रहा है। 

आ०--डा० लूथर इवेन्स ने चाहा था कि मैत्री दिवस के बारे से 


( २११ ) 


विज्ञान भवन में में कुछ बोलू । उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा होगा 
किन्तु उन्हें श्रवुमति नहीं मिलो । 

ने०--यह अस्वीकृत दयो क्विया गया, मुझे पता नह है । 

श्रा०- यह तो मुझे भी मालम नहीं हैं । 

इसके पश्चात्‌ कुछ अतरग बाते भी हुईं | तेरापन्‍्थ और उसकी 
रिथति के बारे मे चार्तालाप हुआ। लगभग ४८ सिनद तक विचार 
विनिमय होता रहा । पाँच वर्ष पहले हुई मुलाकात में पडित जी ने सुना 
अधिक और बोले कम । इस वार चर्चा में बहुत श्रधिक रस लिया । 

बातलाप की समाप्ति पर पडित जौ ने कहा--“झआान्दोलन की 
गतिविधि को मैं जानता रहें, ऐसा हो तो बहुत श्रच्छा रहे । श्राप नंदा 
जी से चर्चा करते रहिये | मुझे उनके द्वारा जानकारी मिलती रहेगी । 
मेरी उसमे पूरी दिलचस्पी है ।' 

वार्तालाप की समाप्ति के बाद नेहरू जी श्राचार्य श्री फो फोठी से 
नोचे तक पहुँचाने श्राये । 


मन्धन (#३) 
श्री अशोक मेहता के साथ 
चुनाव शुद्धि पर चर्चा 


प्रदचन के बाद £ दिसंवर १६५६ को समाजवादी नेता श्री अ्रशोक 
मेहता आचार्य-श्री के साथ विचार-विनिमय फरने आये । श्री मेहता ने 
पुदा--भ्राजकल झापका कार्यत्रम कहाँ चलता है ? 

श्राचार्य-भी--हमारे साधु-साध्वियां देश के विभिन्‍त्र भागों से, 


( २१२ ) 


जहाँ जहाँ थे पर्यटन करते हैं, वहाँ हमारा जन जन में नेतिक निर्माण*- 
कारी काम चल हो रहा है । दिल्‍ली में श्रच्छा कार्यक्रम चल रहा है ४ 

श्री मेहता--श्रणुत्नती न्रत लेते हैं, वे उनका पालन करते हैं या" 
नहीं, इसका श्रापको क्‍या पता रहता है ? 

आचार्य-शी--प्रतिवर्ष होने वाले भ्रणुत्रत अ्धिवेशनों में जब अगु- 
त्रती परिषद्‌ के बीच अपनी छोटो छोटी गलतियो का भी प्रायविचत्त 
करते हैं, इससे पता चलता है, वे त्रत पालन की दिशा सें सावधान हैं । 
कई लोग वापस हट भी जाते है। इससे भी ऐसा लगता है कि जों 
प्रतिवर्ष ब्रत लेते हैं, वे उन्हें हृढ़ता से पालते हैं । श्रगुनत्नतियों मे अ्रधिकांश 
जो हमारे सम्पर्क में श्राते रहते हैं, उनकी सार सम्हाल तो मै श्र 
सौ-सवासौ जगह अलग-पझलग घूमते वाले हमारे साधु-साध्वियां लेते 
रहते हैं। कठिनाई के कारण श्रगर कोई ब्रत नहीं पाल सकता तो” 
उसे अलग कर दिया जाता है और ऐसा हुआ भी है। इस पर से खरे: 
उतरने वाले श्रणुत्नतियो का भाग नब्बे प्रतिशत रहता है। 

हम नैतिक सुधार का जो काम कर रहे हैं, उसमे हमें सभी लोगों- 
के सहयोग की श्रपेक्षा है । रुपये पैसे के सहयोग की हमे अ्रपेक्षा नहीं है। 
हम चाहते हैं श्रच्छे लोग यदि समय समय पर श्रपने आयोजनों सें इसकी 
चर्चा करते रहें तो इससे श्रांदोलन भति पकड़ सकता है । झ्तः हम आपसे, 
भी चाहेंगे कि श्राप हमे इस प्रकार का सहयोग दें । 

श्री मेहता--उपदेश करने का तो हमारा अधिकार है नहीं, क्योंकि 
हम लोग राजनैतिक व्यक्ति हैं। राजनीति मे जिस प्रकार हमने निर्लोभ 
सेवा की है, उस पर से हमे उसके संबंध मे कहने का अ्रधिकार है । 
पर घर्मं का हम उपदेश नहीं कर सकते श्रौर करना भी नहीं चाहिये ॥ 
वेसे में तो कभी कभी इसकी चर्चा करता हूँ और आगे भी करता 
रहूँगा। 

चुनाव के संब्रंध मे किये जाने वाले कार्यक्रम को लेकर जब उन्हें 
उनकी पार्टी का सहयोग देने के लिये कहा गया तो उन्होंने कहा- मै 


( शश्३ ) 


न्‍्तो अभी यहाँ रहने वाला हूँ नहीं । हमारी पार्टो के दूसरे सदस्य इस 
कार्यक्रम से जरूर भाग लेंगे। पर काम केवल घोषणा से नहों होने वाला 
है। इसके लिये तो खड़े होने वाले उम्मीदवारों और विशेषतः जनता 
को जागरूक बनाने की भ्राववयकता है। श्रतः आप जनता से भी कार्य 
करें । 

आचार्य श्री--हाँ, यह तो हम कर ही रहे हैं। श्रभी जब हम गाँवों 
में से गुजर रहे थे तो एक जगह देहाती लोग मेरे पास आये झौर बोले--- 
महाराज ! हम भले बुरे को जानते नहीं, हमारे पास श्रनेंक लोग वोट 
लेने आयेंगे, श्राप हो बता दीजिये कि हमे वोट किसको देना चाहिये ? 
औरो को तो हम जानते हैं नहीं, आ्राप कहेंगे उन्हें वोद देंगे । 

सैंने कहा--भाई ! यह तो तुम्र स्वय जानो पर एक बात में तुम 
'लोगो से जरूर कहूँगा कि वोट लेने के लिये कम से कम अपने श्रापको 
सो सत बेचो । इस प्रकार जनता से हमार! प्रयास चालू है। इसको हम 
अस्मीदवारो में भी शुरू करना चाहते हैं । 


कुछ विशिष्ट व्यक्षिययों का श्रागमन 


व्याख्यान के बाद दिन में श्री एन० उपाध्याय श्राचार्य के दर्शनार्थ 
आये । काफी समय तक विभिन्‍न विषयो पर वार्तालाप हुआ । 

आहार के बाद संसत्सदस्य सेठ गजाघरजी सौसाणी से दान-दया 
आदि के बारे मे कुछ देर तक बात चली ॥ 

तदनंतर कांग्रेस के महामंत्री श्री श्षमन्‍्नारापघण और उनकी पत्ती 
श्रीमती सदालसा जी आईं । उनसे “राष्ट्रीय चरित्र-तिर्माण श्रणुत्रत 
सप्ताह” के बारे से विचार विनिमय हुआ । उन्होंने उसमे बड़ी अभिरुचि 
दिखाई और अपने सुझाव भी रखे। सायंकाल प्रार्थना के बाद श्राज 
“सामूहिक ध्याद” का कार्यक्रम हुआ । 


0---------->काककक०क०थक, 


मन्थन (१४) 
श्री ग्लज़ारी लाल बन्दा के साथ 
नेतिक सुधार के थान्दोलन 


ता० & दिसंबर १६५६ को प्रार्थना के बाद केन्द्रीय योजना मंत्री 
श्री गुलजारीलाल नन्दा ने शआआचारप-क्री के दर्शन किये। बातचीत के 
घिलसिले में उन्होंने कहा--में श्राज सुबह आपके दर्शनार्थ श्राने वाला 
था। मैने प्रता भी लगाया पर आप सुबह कहीं प्रवचन करने गये हुये 
थे। मेरा तो श्राप से पुराना सम्पर्क है। नेहरू जी ने मुझे कहा था कि 
आताय॑-श्री तुलली जो काम कर रहे हैं, उससे मुझे अ्रवगत रहना 
चाहिये $ 

श्राचार्य-भी-- हाँ, पॉच वर्ष पहले श्राप सिले थे, उसके बाद मिलना 
नही हुआ । आपने जो “भारत साथु समाज” नामक संगठन किया है, 
उसके विकास श्रादि के लिये काफी समय देना पड़ता होगा ? 

नंदा--हाँ, जो काम प्रारम्भ किया है, उसके लिये समय तो देना 
ही पड़ता है, श्रन्यधा वह चीज पनप नही सकती । 

श्राचार्पे-शी--देश में नेतिक सुधार के जो काम चालू है, उनसे 
भी झापको परिचित रहना चाहिये । क्योकि वे भी देश्ञ के लिये ही है ॥ 

दा--यह तो ठीक है, नैतिक उत्थान का कार्य किघर से भी हो, 
वह प्रशंसवीय है। मैं आपके आन्दोलन से परिचित हूँ । लेकिन अपने 
अपने क्षेत्रो के अ्रनुसार सुधार का काम अपने अपने तरीकों से हो रहा 
है | उसमें एक रूपता नही श्रातरी और संगठन का सहत्व सी उससें 
नही आता । भ्रतः मिलकर कास किया जाये तो अ्रधिक व्यवस्थित 
और श्रधिक सुन्दर काम होने की सम्भावना रहती है। श्राप भी इस 
वियय मे हमारा सहयोग कर सके तो अच्छा रहे । 





मन्धन (१४) 
श्री महेन्द्र मोहन चोधरी के साथ 
अणुव्रत आन्दोलन की भावना 


१० दिसवर १६५६ को साय॑ प्रतिक्रमण करने के बाद कांग्रेस कमेटी 
के जनरल सेक्रेटरी भ्री महेन्द्रमोहन चौधरो झआाचार्य-क्षी के द्न करने 
श्राये । श्राचार्य-क्ली ने उनको अणुद्रत-प्लंदोलन की जानकारी दी । 
विभिन्‍न वर्गों मे चलते हुये नेतिक कास से अवगत कराकर शआ्राचार्य-श्री 
नें कहा-- जनता को तो हमने इसकी काफी भावना दी, पर अब हस 
चाहते हैं कि ऊँची श्रेणी के लोग इससे आयें । जब तक चोटी के लोग 
इसमे नहीं आयेंगे, तब तक जन साधारण इसका सृुल्याकन नही कर 
सकते । पाती ऊपर से नीचे जाता है श्रौर सारी धरती को आप्लाचित 
कर देता है । यहो बात प्रत्येक कार्यक्रम पर लागू होती है ॥ 

श्री महेद्वभोहन चौधरी ने कहा--हाँ, यह चात तो ठीक है भौर श्रापके 
चारे में तो यह बात हो भी गई हैं। जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मोरारजी 
भाई, ढेंवर भाई, नन्‍्दा आदि से श्रापकी बात हो चुकी है। श्राप श्रपनी 
विचारधारा दे चुके हैं तथा उन्हें प्रभावित कर लिया है तो ऊँची 
श्रेणी के लोग तो सम्मिलित हो गये । पर में यह मानता हूँ कि इस 
प्रकार चार पाँच सुघरे हुये व्यक्तियों से जगत का सुधार नहीं होता। 
उतके लिये तो आम जनता के साथ सम्बन्ध जोड़ना श्रावशपक है । उनसें 
नैतिक भावनाओं के बल पर परिवर्तन करना चाहिये । 

आचार्य-श्री ने कहा--हम लोग तो इस और भी पूर्ण सचचेष्ट हैं। 
हमारे साचु-प्ाध्चियों के १२० ग्रुप विभिन्‍न भान्तो मे जन-मानस को 
जगाने का काम करते है । हम पेदल चलते है, इप्तीलिये गॉद निवासियों 
से भी भ्रच्छा सम्पर्क रहता है। कोटि कोटि जनता में अपने दिचार 


( २११६ ) 


बताने का यह सुगम रास्ता है। ग्रामीण जनता में श्रद्धा है, चिध्वास 
है। साधुओं के सम्पक से वे अपनेको कृत-कृत्य समझते हैं और उनको 
बाते बिना किसी ननु नच के स्वीकार करते हैं । 


मन्धन (१६) 


यू. पी. आई के डायरक्टर के साथ 
आंत्मवाद बनाम भोगवाद 


१२ दिसंवर १६९५६ को युनाइटेड प्रेस श्राफ इंडिया के डाइरेक्टर 
श्री सी० सरकार श्राचार्ये-श्री से भेंढ करने आये । 

आाचार्य-श्री ने कहः--भ्राज विश्व में दो हृष्टियाँ प्रमुख हैं--एक 
आत्मवाद को देखती है तो दूसरी भोगवाद की ओर दौड़ती है । 

श्रात्मवाद सत्य है, मौलिक है, उसमे दिखावा नहीं । किनारों पर 
चलने वालो के लिये वह कुछ नहीं । उसका मुल्य तो गहराई मे जाने 
वाले पाते हैं । साघारण व्यक्ति गहरे उतरने वाले नहीं होते । ग्ही कारण 
है कि विश्व के अधिकाश लोग आत्मवाद से पराड मुख हैं । वे भोग की 
झोर भुके जा रहे है, क्योकि भोग मे चमक है । उसमे परवाने पड़ ही 
जाते हैं । वे यह नहीं सोचते कि उन्हें श्रन्त मे तिल तिल जलचा पड़ेगा। 

आज लोगों की यही दशा है । बाहर का दिखावा ही बड़प्पतत का 
सापदंड है। जिसके पास करोड़ो की सम्पत्ति हैं, मोटरों की कतार है, 
गगनचुम्बी श्रट्टालिकाएँ हैं, ठाटवाटपुर्णे सामग्री है--बही बड़ा माना 
जाता है। उसे ही सर्वेन्न प्रमुख स्थान सिलता है । इस बड़प्पन के चंगुल 
से फेंसकर मनुष्य अपनी मर्यादा से च्युत होने में भी नहीं सकुचाता | 


( २१७ ) 


आज हमे इस सूुल्याकन की हष्टि को बदलना हैं। नेतिक मूल्यों का 
प्रतिष्ठापत करना है। इसके लिये हमे भग्रीरथ प्रयत्न करने होगे। में 
समझता हें कि जननायक, जन सेवक, व्यापारी, वक्ता, साहित्यकार और 
पत्रकार का यह परम करेंब्य हो जाता है कि दे चरित्र-विकास की 
योजनाओो मे यथाद्क्ति सात्विक सहयोग दें ॥ यदि वे ऐस| नहं। करते 
हैं तो वे अपने कन्त व्य से च्युद होते हैं । साधु-सनन्‍्तों का तो लोगो को 
सन्‍्मार्ग पर लाना, चारिजिक बनाना झादि काम सदा से रह है और 
इस जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। श्रभी ऋभी हम २०० मील की लम्बी 
यात्रा करके राजस्थान से यहाँ झाये हैं । हम किसी वाहन का उपयोग 
नहीं करते, पैदल ही चलते हैं । हमारे उपकरण सीमित होते है । 

सरकार--तो क्या आ्राप इतने वस्त्रों से ही काम चला लेते हैं ? 

आचार्य श्री--हाँ, हम श्ीतकाल सी इन्हीं वस्त्रों से गुजार देते हैं । 
हम रूई का बना भो कोई वस्त्र काम मे नहीं लाते । 

सरकार---ठोक है, आप मे साधना और ब्रह्मचर्य की इतनी गर्मी 
रहती है कि बाह्य सर्दी पास भी नहीं आती । 

आचारय आऔौ--क्या आप अणुन्नत-श्रादोलन से परिचित है ? 

सरकार--हाँ, मेंने उसके नियम पढें हैं और उसके कार्यक्रमों से भी 
पुर्ण परिचित हूँ । प्राय पत्नो मे इसक, चर्चा मिलती रहती है । यह 
आन्दोलन राष्ट्र के लिये हितकर हैं। में अपने श्रापको इसके सहयोग से 
प्रस्तुत करता हूँ । 

तत्पशदात्‌ भ्राचार्य श्रो ने उन्हें “तेरापथ” के विस्तृत जानकारी 
दी। संघ संगठन व विधान की बाते बताई । वे इससे बहुत ही प्रभावित 


हुए । 


अन्धन, (१७) 
टाइ्म्ज आफ इंडिया! के डिपुटी 
चीफरिपोर्टर के साथ 


अणुब्रत आन्दोलन का उद्गम ओर विस्तार 


१२ दिसंबर १९४६ को तीसरे पहर में अ्रग्नेजी के प्रमुख दैनिक 
'ठाइम्ज आ्राफ इंडिया के डिप्टी चीफ रिपोर्टर श्री रामेइवरन आचार्य 
श्री की सेवा मे उपस्थित हुए। उन्होने कहा--मैने श्राप के श्रणुत्नत- 
आत्दोलन की बहुत चर्चा सुनी है तथा श्राप के साथुओ से मिलने का 
सुञ्रवसर भी प्राप्त होता रहा है पर भ्रान्दोलन के प्रवर्तक से साक्षात्कार 
तो आज ही हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सेरी जिज्ञासाओं का समाधान 
आप से पाऊं। 

कृपया बतलाइये--अणुन्नत-प्रान्दोलन का प्रारम्भ किस झाघार पर 
हुआ ? 

श्राचार्य-श्री---देश के नवयुवक मुझ से बार-बार कहा करते थे कि 
रूढ़ियो से आच्छन्न कार्यक्रमों मे हमारी कोई श्रद्धा नहीं । हम चाहते हैं 
कि आपके हाथो ऐसा कोई रचनात्मक कार्य हो, जिससे देश की सुषुप्त 
चेतना जाग सके और हमे, विशेषतः नवयुवकों को जोवन-निर्माण की 
सही दिशा मिल सके । सें देश की दयनीय दशा को देखकर सोचा करता 
था कि राष्ट्र का चरित्र दिनो-दिन पतनोन्मुख होता जा रहा है। 
उसके लिये कोई उपक्रम किया जाय । बस नौजवानों की प्रेरणा और 
मेरे चिन्तन का परिणास अगुब्रत-आन्दोलन का सृत्रपात है । 

रामेदबरनू--इसे प्रारम्भ हुए कितने वर्ष हुए हैं ? 

आचार्य-ओ--लगभग ८ वर्षो से यह चल रहा है। सरदार शहर 


( २१६ ) 


(राजस्थान) मे इसका उद्घाटन हुआ था और इसका प्रथम वाधिक 
अधिवेशन देहली के चाँदनी चौक मे हुआ था, जिसमें लगभग ६५० व्यक्तियों 
ने अणुक्नत की प्रतित्ञाएँ लो थीं। आज तो यह संख्या लाखों मे है । 

रामेइबरन्‌ू--अ्राप कैसे जानते हैं कि वे अपने त्त निभाते हैं ? 

आचायें-भी--हस घूमते रहते हैं। अतः हमारा श्रगृव्रतियों से सहज 
मिलना हो जाता है। तव उनके आचरण, इधर उधर के व्यवहार तथा 
अन्य व्यक्तियों से सारी जानकारी मिल जातो है। साथु-साध्वियों के दलों 
हारा भी जाँच होती रहती है । इसके श्रतिरिक्त प्रतिवर्ष एक अधिवेशन 
होता है, उसमे प्रायः अणुत्रती भाई-वहिन सम्मिलित होते हैं तथा अपनी 
छोदी से छोटी भूल का भी प्रायडिचत करते हैं । यही उनके ब्नत-पालन 
का प्रमण है । 

रामेश्वरनू--भारत के कौन-कौन से भागों मे अणुन्नती बने हैं ? 

झाचार्य-ओो--राजस्थान, वक्षिण भारत, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, 
उड़ीसा, पजाब आदि पान्‍्तो मे काफी संत्या मे अणृन्नती हैं। वैसे तो 
प्राय” मारत के सभी प्रान्तो मे अणुद्गती हैं । 

रामेदबरनू--क्या किसी ने श्रपत्ता नाम वापस भी लिया है ? 

आचार्य-श्री---हाँ, लगभग दस प्रतिशत ने अपना नाम वापस लिया है। 

रासेइवरनू -कौन-कौन लोग इसमे सम्मिलित हुए हैं १ 

आचार्य-श्षी--सभी घर्म, जाति फ्रौर वर्ग के लोग इसमे आये हैं। 
धर्म की हृष्ठि से हिन्दू, जैन, मुसलमान श्रौर ईसाई श्रणुत्रती बने हैं । 
जाति की श्रपेक्षा राजपुत, ब्राह्मण, वणिक, हरिजन श्रादि सम्मिलित-हैं 
और वर्ग की श्रपेज्षा मत्री, उद्योगपति, सज़दूर, संसत्‌ सदस्य, विधान 
सभाई, वकील, व्यापारी, न्यायाघीक्ष, विद्यार्थो, श्रध्यापक आ्रादि सभी 
वर्गों के लोग श्रणुन्नती हैं , 

तत्पश्चात्‌ 'तिरापंथ” के बारे में भी कुछ चर्चा हुई । 

दो बहनों की पेंट 
मध्यान्ह मे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटो की मंत्रिणी 


( २२० ) 


,सुभ्री मकुल मुखर्जी -तथा सुश्री कृष्णा दवे श्राचारये-श्री के दर्शनार्थ आ्राग्रों १ 
। », भाचाय-श्री--क्या आप ने अ्रणुक्नत-प्रान्दोलन का साहित्य पढ़ा है ? 
मु०--साहित्य देखा जरूर है किन्तु पढते का श्रवसर नहीं मिला। 
पर मुनिजी (महेन्द्र मुनि) से इस विषय में ,काफो चर्चा हुई है। उनसे 
इसके पहलुओ पर श्रनेंक बार विचार-विमर्श हुआ है । 
श्राचार्य-श्री --अच्छा तो झ्राप इसको गतिविधि से परिचित हैं ही । 
कहिये आपने इससे सहयोग देने के बारे से क्या सोचा है ? क्योकि कोई 
भी काम वल तभी पकडता है, जब उसमे श्रनेक व्यक्ति लग जाते हैं 
और श्रपने-अपने क्षेत्र मे उसकी भावना का प्रसार करते है। प्रचार का 
यह एक सुगम तरीका है कि जो लोग जहाँ काम करते है, वहाँ उसकी 
चर्चा करते रहें और उसके अ्रनुकूल वातावरण बनाते रहें । 
मुं०--इससे सहयोग की बात ही वया है। यह तो हम सबका कस 
है कि ऐसे चारित्रिक आन्दोलनो को सब काम छोडकर, हम गति दें । 
में अपने सम्पर्क मे झने वाले भाई-बहिनो से इसको चर्चाएँ करूंगी 
हमारी कमेटी को २६ प्रान्तीय शाखाएँ है और ४०० समितियाँ हैं ॥ हमें 
अगर अ्रणुन्रत-आनन्‍्वोलन का साहित्य मिले तो हम उसे सारी जगह भिजवा 
दें तथा इसके अध्ययन की हिदायत भी देदें । 
तत्पश्चात्‌ आचार्य श्री ने साधु-साध्वियो के अध्ययन के बारे से 
विश्तृत जानकारी दी। आचार्य श्री ने कहा--हमारे यहाँ प्राकृत, 
सस्क्षत, हिन्दी, श्रंग्रेजी तथा अनेक प्रान्तीय. भाषाओं का सुचारु श्रध्ययन 
चलता रहता है। किन्तु अ्रध्ययन किन्‍्हीं वेतन भोगी पंडितों द्वारा नहीं 
होता । साथु ही एक दूसरे को पढ़ाते है। यही परम्परा श्राज भी चालू 
है। तत्‌पदचात्‌ साधु-साध्वियों द्वारा नव निर्मित कलात्मक वस्तुएँ तथा 
सुक्ष्म लेखन के पन्‍ने दिखाये। हाथ से बनो इन कलात्मक वस्तुओं को 
देखकर उन्हें अछचर्य हुआ और उन्होने यह जाना कि तेरापंथी साधुओं 
का जीवन श्रममय है। वे अपनी श्रावद्यकता को बहुत-सी चीजें खुद ही 
बना लेते है । 


मत (९०) 
'श्री गुलजारीलाल नंदा के साथ 
दूसरी बार 
साधु दीक्षा ओर कानून 


१३ विसम्धघर १६५६ को प्रथम प्रहर मे योजना मन्‍्त्री श्री, नन्‍दा 
ने पुनः आचार्य श्री से भेंट की । साधारण बातचीत के बाद आचार्य श्री 
ने कहा-- धर्म करते का अ्रधिकार सब स्थानों भे, सब वर्गों में भौर सब 
कालो में खुला रहा है। इत पर किसी की भी जबरदस्ती नहीं चल 
सकती झौर होनी भी नही चाहिये । लेकिन हम सुनते हैं कि सरकार 
एक ऐसा कानून बनाना चाहती है कि कोई भी बिना लाइसेन्स के साधु 
नहीं वन सकेगा । मे समभता हूँ कि ऐसा करनर सोधा श्रध्यात्मवाद 
पर प्रहार करना है। ब्रत प्रहण करने मे उसकी योग्यता और वैराग्य 
वृत्ति ही प्रामाणिक मानी जाती है। वय से उसका सम्बन्ध जोड़ना 
ठीक नहीं और कानून से रोकना तो आत्मा-साधना का श्रघिकार 
छीनना है । 

नंदा--मै भी ऐसा समभता हूँ कि वेराग्य पर श्रायु का कोई 
प्रतिबन्ध नही । पर आजकल साधु वेश मे अनेक ढोगी, चोर और 
जघन्यवृत्ति के श्रादमी बढते जा रहे हैं, इसी लिये ऐसी चर्चा चलती है । 

आचार्य-शो--पर इससे मतलब नहीं स्धेगा, जो अ्रनेतिकता से 
काम करने वाले हैं, वे तो फिर भी अपना घघा इसी प्रकार चलाते 
रहेंगे । दुचिधा केवल उनको होगी जो श्रपने नियमों से चलते है 
देखिये---बाल-विवाह कानून निषिद्ध है फिर भो वे होते हो रहते हैं। 
कानून से हृदय नहीं वदलता इसीलिये हम इसे उपयोगी नहीं मानते । 


( १२२ ) 


दीक्षा के विषय में हम तो व्यक्ति के ज्ञान और व्यवहार को ही कत्तौटी 
सानते हैं। हमारे यहाँ दीक्षा देने का अधिकार एक सात्र आचार्य को 
ही है, अन्य किसी.को तहीं। श्रचार्य भी काफी समय, तक उसके 
आचार-विचार और स्वभाव की परखत करते हैं। तदनन्तर भ्रत्नजित 
करते हैं। ऐसी दीक्षा को कानून से बन्द करना कहाँ तक उचित है ? 

नंदा--मै इस विबय पर विचार करूँगा । श्रव तक तो इस प्रकार 
का कोई बिल संसद्‌ में नहीं श्राया'है। कुछ लोगो का उसे लाने का 
विचार तथा प्रयत्न भ्रवत्य है। अच्छा, आपने “भारत साधक समाज 
के साथ मिलकर कार्य करने के विषय से क्या सोचा है ? 

आचार्य श्रोो-- नेतिक और चारिज्रिक विशुद्धि का जहाँ तक सवाल 
है, हम उसके साथ है और अन्य विषयो से सम्बन्ध कम सम्भव लगता 
है । क्योकि उसमे कुछ उद्योग भी सम्मिलित हैं, जो हमारी मर्यादा के 
अनुकूल नहीं बैठते । 

नंदा--नही, ऐसा कोई श्रौद्योगिक धन्धा तो उसके जिम्मे नही है । 
उसका लक्ष्य तो श्रध्यात्मवाद को फैलाना तथा साधु समाज को 
सुपारना है । हि 

आचार्य-क्षी---फिर भी हम लोग कोई भो चिट्ठी नहीं देते तथा 
अपने शास्त्रीय नियसो के श्रनुसार किसी सभा या समिति के अध्यक्ष, 
सन्री और सदस्य नहीं बन सकते । और वैसे हम यही सुधार का काम 
कर रहे है। यह श्रावश्यक नही कि सब लोग एक ही प्रकार से काम 
करें । 

इस प्रकार श्राथा घटे तक विचार-विमर्श हुआ । 


नन्‍ीनीनी नी लत न्‍ ञ तत5 


मन्यन (१६) 
दो जम॑ने सज्जनों के साथ 
। जीवन शुद्धि 


१३ दिसम्बर १६५६ को मध्याद्ष मे जमेन दूतावास के श्री चाल्दर 
लाइफर और श्री बार्नहां हाइवेच से श्राचार्य श्री से भेंट की । शिष्टा- 
चार के बाद निम्न प्रश्नोत्तर हुए :-- 

लाइफर- भ्राज दुनियाँ व्यथित हैं, बडे राष्ट्र छोटे राप्ट्रो को दबोच 
रहे हैं । परस्पर श्राक्तमण होते हैँ। उनसे कंसे वद्ा जा सकता है श्रौर 
यहाँ श्रहिसा कँसे काम कर सकती है ? 

आचारयं-श्री--अंहिसा से आत्म-श्कक्ति होती हे। उसमे शुद्ध प्रेम 
होता है। हम जब निएछल प्यार करेंगे, अपनी तरफ से भय मुक्त कर 
देंगे शोर किसी भी प्रकार से बाधक न बनेंगे तो श्राक्रमण स्वत्तः बन्द 
हो जायेगा । 

लाइफर--अणुव्रत-आान्दोलन का एफ नियम है--/४५४ वर्ष के 
बाद विवाह न करना” ऐसा क्यो ? भारत मे १८-२० वर्ष की अवस्था 
में विवाह हो जाते हैं, पर पावचात्य देशो में तो कही कहीं ४०-५० 
बर्ष के बाद प्रयम-विवाह होता है । 

आाचार्य-क्षी--ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध संयम से है। वह यदि यौवन 
में न हो सका तो ढलती आयु भे तो श्रवश्य हो, यह उस नियम का 
उद्देश्य है । यहाँ (भारत मे) कुछ ऐसा चलता है कि ६०-७० वर्ष के 
बूढ़े दूसरा तीसरा विवाह करने के लिये तैयार होजाते हैं। श्रपने मन 
पर काबू नहीं कर पाते । ऐसी स्थिति से यह नियम उपयोगो है । 

लाइफर--अ्रणुत्रतों का प्रचार क्या सव घधर्मो- मे और सब देशो 
में किया जा सकता है ? 


( रश्४ड ) 


आाचायं-धी--हाँ, दसके नियमों का चयन ही कुछ इस प्रकार से 
किया गया है कि ये देश-विदेश सब जगह चल सकते हैं और सब धर्म 
वाले ग्रहण कर सकते है। क्योंकि ये ,नियम भ्रात्मा है या नहीं, ईश्वर 
कर्ता है या अकर्ता ऐसे सेद्धान्तिक भेद डालने वाले नही, लेकिन नतिक 
नियम हैं। जीवन मे उतारने की चीजें हैं। इनमे कोई दो मत्त नहीं 
हो सकते । 

लाइफर--आन्दोलन ऐहिक सुख-सुविधा के लिये है या अहृष्ट 
जीवन के लिये ? 

आचार्य-भो--यह जीवन विशुद्धि के लिये है। जीवन शुद्ध होगा तो 
यहाँ भी शान्ति मिलेगी और इतर लोक मे भी। 

लाइफर---आ्रात्मा ही सुख-दुख का कर्ता है या कोई अ्रन्य ? 

श्राचार्य श्री---शआ्रात्मा ही सुख-दुख का कर्ता है। कोई श्रन्य शक्ति 
नहीं। 

लाइफर--हम जो श्रच्छा काम करते है, क्‍या उसके लिये ईश्वर 
का श्राशीर्वाद आता है ? 

आचार्य-भी--अच्छा श्रनुष्ठान स्वयं ही श्राशीबांद है। ईइवर कोई 
आशीर्वाद नही भेजता ? 

लाइफर - हमारे यहाँ ऐसा मान्रा जाता हैं कि ईदवर अनुग्रह करता 
है पर ऐसा नही कि वह शुग्रह घामिक पर ही करे, बह एक पापी पर 
भो कर सकता है। वह उसकी व्यक्तिगत चीज है। किन्तु वह प्रायः 
करता धामिक पर ही है, क्योकि उसके लिये वही उत्तम भाजन होता 
है। फिर भी कभी-कभी देखा जाता है कि जो श्राजीवन पापो में लिप्त 
रहा, वह भी श्रन्तिस सभ्य में घमे-प्राण बन जता है। यह प्रभु का 
अनुप्रह ही कहा जा सकता है। यहाँ तर्क नहीं चलता, केवल श्रद्धा 
काम देती है । 

आचार्य-श्री--पूर्व श्रवस्था में जो व्यक्ति पापी रहा और अ्रन्तिम 
अवस्था से घामिक बनता है, वह उसके आत्म-सुबार का ही परिणाम 


( २२५ ) 


है। ईबबर का उसमे कुछ सहयोग हो, ऐसा जंचता नही । आप लोग 
अणुव्रत-भानदोलन मे क्या सहयोग कर सकते हैं ? 

लाइफर--हमारे यहाँ भी ऐसे नैतिक नियमों की श्रावश्यकता है। 
पर वहाँ घार्मिको को टेलोविजन, ब्राडकास्ट श्रादि पर सौका नहीं दिया 
जाता। श्रतः झ्राप लोग सशक्त घामिक वहाँ श्लायें तो कुछ हो सकता है। 
में विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि इसका श्रच्छा असर पड़ेगा । 

आचार्य-श्री--हम लोग पैदल चलते हैं। वहाँ जाता सम्भव प्रतीत 
नहीं होता । हम श्रापको ही श्रपना दूत बताते हैं। आप अपने देश से 
यया-सम्भव इसको फैलाने का यत्न करें । 

लाइफर-- हाँ, हमारा दूतावास इसके लिये यथा-दश्क्ति तैयार है। 
हम पत्रों द्वारा इसका प्रचार करेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे और लोगो को इसकी 
जानकारी देंगे । आज हमने आपसे जीवन विशुद्धि का भ्ार्ग प्राप्त किया 
है। हम आ्रपके श्राभारी हैं। आपने जो श्पना अमूल्य समय विया है, 
हम वह कभी भूलेगे नहीं । धन्यवाद । 


विजन 


मन्धन (२०) । 
अमरीकी महिला जिज्नासुओं के साथ 
जैन मुनि जीवन की मर्यादा 


१४ दिसम्बर १६५६ को तीन अमेरिकन महिलायें श्चा्ें-श्री से 
भेंट करने झायीं । श्राचाये-श्री ने जैन साधु जीवन का परिचय देते हुए 
उन्हें बताया --हम लोग आजीवन अहिंसा, सत्य, श्रचौर्य ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह--इन पांच महाद्रतों की साधना करते हैं । अरहिसा के लिए ही 


( २२६ ) 


हम पैदल चलते हैं। रात मे नहीं चलते | श्रभी इन तीन वर्षो में हमने 
४ हजार मील की यात्रा की है। हम बीच बोच मे गांवों मे ठहंँरते हैं ।' 
वहाँ उपदेश करते है । हम चातुर्मास के सिवाय एक मास से अधिक 
फहीं भी नहीं ठहरते । वोसारी का अ्रपवाद है । हम रात्रि-भोजन नहीं 
करते । हरी घास पर नहीं चलते। मास भी जैन साधुओं के लिये 
वज्य है । 

बग्र०--भारत मे जैन कितने है ? 

उ०--जन गणना से जैनो को सख्या १५ लाख आई है, पर मेरा 
खयाल है जैन ४० लाख से कस नही होने चाहिये ।॥ 5 

प्र०--आपके भोजन की विधि क्‍या है ? ] 

उ०--हम भोजन नहीं पकाते और न हमारे लिये पकाया हुआा 
लेते हैं । गृहस्थ लोग अपने लिये जो बनाते हैं, उसका ही कुछ अंश 
ग्रहण कर हम अपना काम चला लेते हैं । 

प्र०--दूसरे पकाते हैं, उसमे भी तो हिंसा होतो होगी ? 

उ०--हाँ, पर वे तो स्वयं श्रपने लिए पकाते ही है। क्योकि सारे 
तो साधु होते नहीं । 

प्र०--साधु बनने से न्यूनतम अ्रवस्था कितनी है ? 

उ०--अवस्था की हृष्टि से शास्त्रों में £ वर्ष का विधान आया है 
पर साथ साथ से योग्य होता भी झावहयक है। अयोग्य भले ही ६० 
वर्ष का क्यो न हो, दोक्षा नहीं हो सकती । 

प्र०---क्ोई मनुष्प जानवर पर अत्याचार करे तो आप उस समय 
क्या करेंगे । 

उ०--हम मारने वाले को उपदेश देंगे। हिसात्मक तरीकों से 
बचाना हमारा कास नहीं है। क्योकि हम हृदय परिवर्तन को ही धर्म 
मानते हैं। 

प्र०--क्या आप पशुझो पर अत्याचार नही करने का उपदेश 
करते हैं ? 


( २९७ ) 


उ०--अवश्य, इसीलिए तो हम किसी भो प्रकार की सवारी नहीं 
करते । 

प्र०--पर सोटर, प्लेन श्रादि मे तो किसी जानवर को कष्ट नहीं 
होता तो फिर आप उनमे क्यो नहीं बैठते ? 

उ०--उनमे देसे तो किसो जातदर को कष्ट होता नहीं दीखता, 
पर उनके नीचे आकर या उनके प्रयोग से छोटे छोटे जीव तो बहुत 
मरते ही हैं श्रौर बड़े जीव भी तो उनसे मर सकते हैं । 
प्र०--कृषक खेती करते है । थे तो अआहसक नहीं हो सकते ? 
उ०--हाँ, वे पूर्ण श्रहुसक नहीं हो सकते । 
प्र०--ौथ्त्रियों के लिये क्या आपके घ॒र्म भे समानता है ? 
उ०--हाँ, जितने अधिकार पुरुष को हैं, उतने ही स्त्रियों को भी 
आत्म-बिकास का सबको समान श्रधिकार हे | 
प्र०-- क्या थे भी पंदल चलती हैं ? 
उ०--हाँ । साध्वियाँ हजारो मील पंदल घृमताी है । 
प्र०--क्या वे उपदेश भी करती हैं ? 
उ०--हाँ, बड़ी-बडों सभाओ में भी उनका उपदेशा होता है कर 
बहुत से लोग उनसे प्रभावित होकर अनेक बुराइयो का त्याग करते हैं। 

हमारा दूसरा महाद्रत है सत्य। हम जीवन भर असत्य नहीं 
बोलते श्रौर वैसा सत्य भी नहीं बोलते, जिससे किसी का नुकसान होता 
हो । इसलिये हम न्‍्यायालयो मे कभी गवाही नहीं देते । 

तोसरा महात्रत अ्रचौर्य है । हम कोई भी चीज बिना पूछे नहीं 
लेते । मकान भी पुछ कर ही लेते हैं और जब हमे मकान मालिक सना 
ही कर देता है तो हम उसी वक्‍त उसे खाली कर देते हैं । 

प्र०--क्या श्राप पैसा नहीं रखते ? 

उ०--नहीं, हमने तो श्रपना स्वयं का घन भी छोड़ दिया है। , 

प्र---कक्‍्या श्राप जातिवाद को मलते हैं ? 

उ०--नहीं, भगवान्‌ महावीर ने जातिवाद को अतात्विक माना है | 


हे 


( शश्ष ) 


प्र८--क्या आप पुनरजन्स को मानते है ? 

उ०-हाँ, क्योकि श्रात्मा शाइवत हूँ । जब तक वह मुक्त नही बन 
जाती तब तक एक शरोर से दूसरे दरीर मे श्राती रहतो है। श्रतः 
पुर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों हो है । 

प्र०--श्या विदेशों मे भी जैन धर्म क्र प्रचार है ? 

उ०--हाँ, डा० हमेन जंकोवी जैनधर्म के श्रच्छे ज्ञाता थे और भो 
बहुत से जेन श्रावक हैं। जर्मन भाषा में तो जैन' दर्शन का बड़ा 
साहित्य है । रात मे: हम रजोहरण से श्रागे की जगह को पुजकर चलते 
है। हम लोग धातु मात्र नही रख सकते। श्रतः काँठा निकालने के 
लिये भी हम काठ की बनी हुई चींपड़ी और शल रखते हैं । 

प्र०--आप धातु क्यो नही रखते ? 

उ०--वह परिग्रह माना गया है। जीवनयापन के लिये वह 
आवश्यक भी नहीं है ! 

प्र०--क्‍्या जैन साधु श्रम भो करते हैं ? 

उ०--हाँ, पान्र-निर्माण, लेखन-चित्र, रजोहरण श्रादि चीजें वे 
अपने हाथ से ही तैयार करते हैं । 

जब उन्हें पात्र, पत्र आदि दिखाये गये तो वे बड़ो प्रसन्‍न और 
अश्चर्यान्वित हुईं और कहने लगीं --- 

प्र०--क्या आप इन्हें बेचते भी है ? आप हमे दे सकेंगे क्या ? ' 

उ०--नही, ऐसे तो दे नहों सकते । तुम भी श्रयर साध्वी बन 
जाओ तो तुम्हें भी दे सकते हैं। बह हसने लगी श्र कहने लगां--वह 
तो हमसे नहों होगा । 

आचाय॑-श्री ने कहा- एक दूसरी बात और है, हम जिस प्रकार' 
सवारी पर नहीं चढते, उसी प्रकार हमारी चीजें भी किसी सवारी से 
नही चढती । 

वह हँसतो हुई कहने लगी--पंदल तो हम से अमेरिका नहीं 
जाया जा सकता । हल 


( २२५६ ) 


-“ प्र०--क्या आपकी साध्विया इसरो की झैचा कर सकती हैं ? 

उ०--हाँ, वे श्राव्यात्मिक सेवा कर सकती हैं । हम गृहस्थों से न 
तो शारीरिक श्रम लेते है श्लोर न देते हैं । 

प्र०--क्या आप भूखे को भोजन दे सकते हें ? 

उ०--हाँ, पर उसी ब्रवस्था मे जब वह हमारे जेसा ही हो। हम 
जैसे दरीर पोषण के लिए नहीं खाकर, संयम निभाने के लिए खाते 
है, उसी प्रकार श्रगर कोई पूर्ण संयत व्यवित सयम पोषण के लिये खाये 
तो हम उसे भी भोजन दें सकते हैं। लेकिन सेवा को हम आध्यात्मिक 
घर्म नहों मानते । बह तो सामाजिक कतंव्य है । कर्तव्य और धर्म से 
श्रन्तर है। घ॒र्म कर्तव्य अवश्य है किन्तु सारे कर्तव्य घर्म नहीं। हम 
केवल घामभिक काम ही कर सकते है । 

प्र०--जन श्रावक तो करते होगें ? 

3०--वे साधु नहीं, श्रत यथावध्यक करते ही है । 

प्र०--कलकत्त मे मेने ज॑न मंदिर देखा था। क्‍या श्राप मृति-पृजा 
करते हैं ? 

उ०--नहों, हम न तो मूर्ति-पुजा हो करते है श्रौर न फोटो को ही 
नमस्कार करते हूँ । यहाँ तक कि गुरू के फोटो को भी वन्दना नहीं 
करते । जैनो मे कई सम्प्रदाय हैं। उनमें हम तेरापंथी हैं। हम लोग 
मूत्ति-पुजा नहीं करते । हमारे संघ मे ६५० साधु-साध्वियाँ है। संघ से 
एक ही श्राचार्य होता है । सारे साथु देश के कोने कोने मे घूमते रहते 
हैं। धर्म का प्रवचन करना उनका मुर्य काम है । 

तत्पदचात्‌ श्राचार्य-श्री ने उन्हें श्रणुत्रत-श्रानयोलन की जानकारी 
दी । श्राचार्य-शी ने पुछा--क्या तुम भी श्रमेरिका से इस सर्वे-घर्म- 
सम्मत श्रान्दोलन का प्रचार करोगी ? मंत्नी दिवस के बारे में भो 
आाचार्य-क्री ने उन्हें समकाया और कहा-क्या तुम स्वय इस पर चल 
कर अमेरिका के लोगो को भी यह वताओोगी ”? 

उ नहोने स्वीकार किया । 


( रहे० ) 
साथ से श्रायी हुई एक पत्रकार महिला ने श्रणुत्रतो का अध्ययन 


कर इस पर कुछ साहित्य लिखने का वादा किया और प्रतत्त होकर 
फिर दुबारा आने का वादा कर तीनो चली गधों । 


मन्थन (२१) 
उपराष्ट्रपाते के साथ 
सक्रिय जीवन का प्रभाव 


१४ दिसंत्रर १६५६ को प्र।त्तः आचार्थ श्री उपराष्ट्रपति डा० सर्वे- 
पल्‍ली राधाकृष्णन्‌ की कोठी पर पघारे | उन्होने अ्रद्धापुर्वक हाथ जोड़ 
कर अभिनन्दन किया | श्राचार्य श्री ने कहा--हम लोग श्रभी सरदार 
बाहर (राजस्थान) से भ्रा रहे है। क्योकि आजकल दिल्‍ली सांस्कृतिक 
श्र धासिक वातावरण की क्रीडा स्थली बनी हुई है। हम भी श्रपनी 
भावना उससे देने आये हैं। आपको पता होगा । जैनगोष्ठो का श्राधोजन 
हुआ, तीन दिन “अगुन्नत गोष्ठो” का कार्यक्रम चला श्र परसो भारत 
से ध्रमेरिका विदा होने से पूर्व नेहरूजो ने “श्रणुत्नत-सप्ताह का उदघा- 
उन किया । 
उ० श०--लेकिन मैं इनसे से किसी मे भी सम्मिलित नहीं हो 
सका । द 

आ०---हाँ, हमने सुना था कि आपकी पत्नी का देहावसान हो गया 
था। संसार का यही स्वरूप है। जन्म-म्रृत्यु का अ्रविच्छिन्न ताँता लगा 
रहता है। आाचायं-श्री ने प्रसंगोपात्त “झान्त सुधारस” को “विनय 


( २३१ ) 


चिन्तय वस्तु तत्त्व” गोतिका भी फरमायी, जो कि उपराष्ट्रपति ने बड़े 
ध्यान से सुनी । 

उ० रा०---आ्राप यहाँ श्रभी कितने दिन और रहेंगे ? 

आरा०--अ्रभी कुछ दिन तो ठहरना होगा क्योकि “श्रणुन्नत-सप्ताह 
चल रहा है। उसके प्रागे के भी अलग-अलग वर्गों के कार्यक्रम बन 
चुके हैं। 

उ० रा०--जै न-मंदिर में हरिजन-प्रवेश के विषय मे आपका क्या 
अभिमत है ? 

झा०--जहाँ धर्माभिलापी च्यन्ति प्रवेश न पा सके, बह क्‍या सदिर 
है ? किसी को अ्रपनी अ्रच्छो भावना को फलित करने से रोकना, में धर्म 
में वाघा डालना मानता हूँ । वैसे हम तो अमृर्तिपुजक है। जैनो से मुख्य 
दो परम्पराएँ हैं--इ्वेताम्बर श्रौर दियम्वर । दोनो ही परम्पराओं के दो 
प्रकार के सम्प्रदाय हैं --एक श्रमृतियुजक्त और दूसरा सूर्तिपूजक। जेन 
सम्प्रदायों मे मूरतिपुजा के विषय मे मौलिक-हष्टि से प्राय. सभी एक मत 
हैं। कुछ एक चोज को लेकर थोड़ा पार्थक्य है, जो अधिकाश वाह्म 
व्यचहारों का है, जो क्रमश. कम होता जा रहा है। श्रभी जैन सेमिनार 
में इवेताम्वर भर दिगम्बर दीनो सम्प्रदायों के साधुझ्नो ने भाग लिया। 
बहाँ मुझे भी प्रमुख वक्ता के रूप मे निर्मन्नित किया ग्रया था और 
अच्छा सहिष्णुता का वातावरण वहाँ था । 

उ० रा०--समन्वय का प्रयत्न तो होना ही चाहिये। आज के 
समय की सव से बड़ी यह माँग है झौर इसी के सहारे वड़े-बड़े काम 
किये जा सकते हैं । 

आा०--श्रापका पहले राजदूत के रूप से और अब उपराष्ट्रपति के 
रूप मे राजनोति मे प्रवेश हमे कुछ अटपढा सा लगा था कि एक दाओं- 
सिक किघर जा रहे हैं पर अब आपकी सास्कृतिक रुचियों कौर अन्य 
कामो को देखकर लगा कि यह तो एक प्राचीन प्रणाली का निर्वाह हो 
रहा है। वर्तमान की जो राजनीति है, उसमे कोई विचारक ही सुधार 


( “र३हेर ) 


कर सकता है और उसे एक नई मोड़ दे सकता है, क्योकि उसके पास 
सोचने का नया तरीका होता हैं और चया चिन्तन होता है । वह जहाँ 
भी जाता है, सुघार का काम शुरू कर देता है । 

उ० रा०--आज द्रव्य हिंसा का तो फिर भो कुछ प्रंशो मे निषेध 
हो रहा है पर भाव-हिसा का प्रभाव तो और भी जोरों से चल रहा है, 
इसके निषेध के लिये कुछ अवश्य होना चाहिमे । 

श्रा० --हाँ, श्रणुत्रत-आ्रन्दोलन इस दिऔ्या मे सक्रिय है । 

उ० रा०--मैं ऐसा मानता हें कि जीवन-उदाहरण का जो अ्रसर 
होता है, वह उपदेश या बोध से नहीं होता । इसीलिये श्राप जो काम 
करते हैं, उसका जनता पर स्वतः सुन्दर असर होता है। क्योकि आपका 
जोवन उसके अनुरूप है । 

आ०--आज सदभावना की बड़ी कम्ती हैं। यही कारण है कि श्राज 
लोग परस्पर तने रहते है और इन्हों के शिकार होते है। हमने सोचा 
है कि सदर्भावना की वृत्ति लाने के लिए एक “मेत्री-दिवतस” सनाना 
चाहिए जिससे सव परस्पर क्षमयाचना करें। दूसरों हारा हुए सब 
कटु-व्यवहारों को भूलकर नि:शल्य बनें । वार्तालाप के दौरान मे नेहरू 
जी से भी मैंने यही कहा था और उन्होंने इसका समर्थन भी किया । 

उ० रा०--यह चीज तो अक्छी है पर लोग इसे भावनापूर्वक 
घकड़ें तभी ऐसे दिन मनाने का महत्त्व है। अन्यथा तो जैसे अन्य निर्दिष्ट 
दिन रूढ़ि मात्र होते हैं, वेसे हो यह हो जायगा । यदि इसकी भावना 
को जागृत रखा जा सके तो यह एक बहुत ही उपादेय सुरू हैं । 


नीीयण।।+-त-+5 


मन्धन (२२) 
स्टेट्समेन' के दिल्‍ली संस्करण के 
सम्पादक के साथ 
अनैतिकता का निवारण ओर पत्रकार: 


१४ दिसंवर १६५६ को स्टेंट्समेन के दिल्‍ली संस्करण के सस्पादक 
श्री क्रोश लेन ने आचायें-ओ के दर्शन किये। आाचार्य-थ्री ने उन्हें 
अ्रणुत्रतः आन्दोलन का परिचय देते हुए कहा--श्राज भारत मे ही 
नहीं, सारे संसार में अ्रनैतिकता का दौर है, उसे दुर करना प्रत्येक 
समभदार भतनुष्य का फर्ततव्य है । अतः पत्रकारों पर भी यह 
उत्तरादायित्व है कि वे श्राज के श्रनेतिक वातावरण फो शुद्ध करने 
से श्रपता सहयोग दें । पर श्रक्तर देखा जाता है, चे इस ओर कम 
ध्यान देते हैँ, वे अपने श्रखवारों मे लूट-खसोट और लड़ाई की बातो को 
जितना स्थान देते हैं, उत्तना नेतिक प्रवृत्तियों को नही देते, उनकी हृष्दि 
में राजनीति का जितना प्राधान्य है, उतना संयम का नही है ॥ श्राज की 
ही बात है, मे डा० राधा कृष्णन के यहाँ गया तो फोटोग्राफर भी चहाँ 
पहुँच गया श्रौर वह इसलिये कि डा० राधा कृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति 
हैं, भ्ौर उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति को पत्रकार महत्व देते है। में यह नहीं 
कहता कि मेरा फोटो लेना चाहिये । में तो उसका निषेध करता हूँ । पर 
कहने का तात्पर्य यह है कि पत्रकार नैतिक हृष्टि से कहाँ क्या हो रहा है, 
इसका ध्याद कम रखते हैं । 

ऋोशरलन ने श्रापकों बात स्वीकार करते हुए कहा--हाँ, यहू तथ्य 
चास्तत में सही है । 

श्राचार्य-क्ली ने फिर उनसे कहा--क्षाज संसार को जो तनावपुर्णे 


( रहेड ) 


स्थिति है, उसे मिटाना जरूरी है। इसके लिये हमने एक योजना रखी 
है कि सारे राष्ट्र कम से कम्त एक दिन एक दूसरे से क्षमा माँगें, एक 
राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपतियों से, एक सेनापति दूसरे सेनापतियों से और 
इसी प्रकार एक पत्रकार दूसरे पत्रकारो से श्रपने गलत व्यवहार की क्षमा 
मांगें तो इससे मंत्री भाव बढ़ेगा और आपसी तनाव कम होगे । श्रापको 
यह बात पसन्द आई ? उसके 'हाँ, यह तो श्रच्छा है! कहने पर झाचार्य श्री 
ने कहा--तो आप इसमे क्या सहयोग दे सकते हैं ? उसने कहा---इस 
विषय पर अपने श्रधिकारियो से बातचीत करूँगा । चही व्यक्ति जो पहले 
आने में संकोच करता था, फिर आते का वायदा कर वापस चला गया । 


क्््ििज-य-ज-खझय।ण।+-- 


मन्थन (२३) 
लोकसभा के अध्यक्ष के साथ 
साधुदीक्षा ओर कानून 


१६ दिसम्बर १६५६ को प्रात'कालीन प्रवचन के बाद लोक सभा 
के प्रध्यक्ष श्री श्रनन्‍्त गयनम्‌ श्रय्यंगार ने भ्राचार्य-श्नी के दर्शन किये। 
वे साथ से नारंगी, अमरूद आदि फल लाये थे श्रौर वंदना के साय ही 
उन्हें भेंट करना चाहा। पर श्राचार्य-श्री ने कहा--हम धनस्पत्ति को 
सदित्त (सजीव) मानते हैं, श्रतः उसे छते भी नहीं। हम तो केवल त्याग 
ही की भेंट चाहते हैं । 

झायगार--तो हमारा आत्म-समर्पण लीजिये। भारत मे श्रग्नेत लोग 
तराजू लेकर आये थे पर उन्होंने भारतीय संस्कृति के विरुद्ध त्तोला। 
उन्होने पैसे चालो को भौतिक सामग्री सम्पत्नो को बड़ा माना । जो 


( २३१५ ) 


इम्पीरियल होटल सें ठहरता है, वही उनकी हृष्टि मे महान्‌ है। पर 
भारत उसे महान्‌ मानता है जो वेराग्य सस्पन्त है; सेवा भावी है और 
त्यागी है। त्यामियों के आगे यहाँ के सम्राट भुके और उनको अपना 
आवदर्दा माना । मै समझता हूँ, आप उसी के प्रतोक हैं । 

श्राचार्य-भी---आपका “हिन्दू कोड बिल” के विषय में क्या खयाल 


है? 

श्रव्यंगार--दुनिया परिवर्तनशील है । उसमें परिवर्तन होते ही रहते 
है । सुधार के लिये शावद्यक है कि श्राज की समाज व्यवस्था से भी 
परिवर्तन श्राये । मतु के सिद्धान्त श्राज काम नहीं करते । श्रतः जरूरी है 
है कि कोई उचित व्यवस्था हो । सुघार संसार में होता ही रहता है। मैं 
अ्रभी चीन गया था, वहाँ मैंने श्रच्छी बातें देखों | वहाँ वेश्या वृत्ति नहीं है, 
घुड़दौड नहीं होतो, डान्स बन्द है भ्लौर कोई भिखारो नही है। चीन की 
सरकार ने व्यापार भी अपने हाथों से ले रखा है। यह इसलिये कि अ्रधिक 
शोषण न हो भौर कोई भ्रधिक मुनाफा न ले सके । मेरी आपसे विनती 
है कि श्राप उपदेश के भ्रधिकारी है, श्रतः झ्रापको भी उपदेश करना 
चाहिये कि लोग ज्यादा व्याज न लें, संग्रह को भ्रति-भावना न रखें । 

प्राचार्य-श्री --हस तो श्रपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ऐसी भावनाएँ 
देने मे सच्चेष्ट हैं पर श्राप लोगो का भी कुछ कर्तेव्य है। शाप लोगो का 
भी उचित सहयोग श्रपेक्षित रहता है । 

श्रायंगार--मेरी इन विषयों में इच्छा तो रहती है पर क्या करूं, 
संसद के कामो मे व्यस्त रहना पड़ता है। 

श्राचार्य-शऔ्ली--पर यह चरित्र-ुधार का काम संसद के कामो से भी 
बडा है । 

श्रय्यंगार--हाँ, यह छुनियादी काम है, इसलिये सहज बड़ा हो जाता 
है। 

आचाये-श्री--आाज भारत में विचित्र विचार फल रहे हैं। पाहचा- 
तय लोग तो बड़ी श्रास्था और श्रद्धा से यहाँ आते हैं कि भारतीय संस्कृति 


( २३६ ) 


भहान्‌ है, उदार है, उसमें से हमे कुछ जीवन निर्माण के सूत्र पकड़ने हैं 
पर यहाँ के लोग सोचते हैं कि पश्चिम से जो घारा बह रही है. वह 
जीवनदायिनी है। श्राइचर्य है कि लोग अपने घर को न देखकर केवल 
बाहर की शोर ताकते हैं । 

श्राचार्य-श--इस बार बौद्ध धर्म को इतना महत्व दिया गया, 
उसका क्या श्राघार है ? 

भ्रग्यंगार--बौद्ध धर्म एक भारतोय धर्म है। उसमे सारत की रुचि 
रहनी स्वाभाविक है। दूसरे बौद्ध धर्म एक सदक्त धर्म है। बहुत सारे 
देशो द्वारा वह स्वीकृत है श्र तीसरी बात यह कि यह सरकार की एक 
नीति भी थी । 

श्राचार्य-भ्री--दीक्षा बिल के बारे से झाप दया सोचते हैं ? 

भ्रव्यंगार--लाइसेंस प्राप्त ही दीक्षित हो सकता है, इसका में 
समर्थक नहीं पर साथ में ऐसा भी समभता हूं कि छोटे-छोटे बच्चो की 
दीक्षा नही होनी चाहिये । क्योकि उनके विचार अ्रपरिपक्व रहते हैं ॥ 
भुक्त भोगी होकर जो दीक्षित होता है, वह श्रधिक सुस्थिर रह सकता 
है, इसलिये कि वह तथ्य को अच्छी तरह परख लेता है। पर कानून के 
हारा इस पर कोई पाबन्दी नहीं लगनी चाहिये । 





झअन्यन (२४) 


राष्ट्रपाति के निजी सचिव के साथ 


नो हि 
जेन आगमों के शब्द कोष का निर्माण 

ता० १७ दिसम्वर १६५६ को राष्ट्रपति के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री 
प्वश्वनाथ वर्मा जी ने आचार्य-क्री के दर्गान किये । औपचारिक बातो के 
चांद श्राचार्य-शरी ने कहा--इस वार अणुक्रत आन्दोलन को यहाँ भ्रच्छी 
ञति मिली है। श्रणुत्रत सप्ताह का कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल रहा है । 
विभिन्‍न वर्गों के लोगों को इसके हारा नैतिक जागृति की सजीव प्रेरणा 
मिली है । राष्ट्रपति जो से भी उस दिन (२-१२-५६ को) इस विषय 
पर महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ था । उन्होंने यह कहा था--में तो ऐसा 
चाहता हूँ कि ऐसी नैतिक धाराएं यहाँ भारत में निरन्तर बहती रहें 
आऔर जन जीवन मे जो मैल झागया है, उसे घोकर बहा दें । श्राप जो 
'निष्काम रूप में यह कार्यक्रम चला रहे हैं, उससे देश की एक वहुत्त बड़ी 
जरूरत को आप पूरा कर रहे हैं। लोगों में इसके प्रति श्रास्था बढ़ेगी । वे 
इसका मूल्यांकन स्वयं करेगें और अ्रपता सहयोग भी देंगे । राष्ट्रपति जी 
की इसमे श्रच्छी आस्या है, उस दिन उनसे अनेक विषयों पर बातचीत 
हुई । पर एक विषय छुआ भी न गया, जो कि उनकी दिलचस्पी का विषय 
था। “ध्राकृत सोसाइटी” से उचका विद्येष लगाव है। वे उसके कार्य- 
कलापों मे विशेष रुचि रखते हैं । हमारे यहाँ प्राकृत का एक बहुत घड़ा 
काम हो रहा है। समस्त जैन आगर्ों का शब्द कोष तैयार किया जा 
रहा है। संच्छत में भी प्रत्येक शब्द दिया जायेगा । सुक्ष्म श्रन्वेषण के साथ 
यह काम किया जा रहा है । विद्येष वात यह है कि इसम्रे किसी वेतन 
ओगी पंडित का सहयोग नहीं है, केवल संघ के साथु साध्वियाँ सारा 
कार्य कर रहे हैं॥ हमारे श्रष्ययन-अध्यापन के लिये कोई वेतन भोगी 
नहीं रहते । 


( श३ृ८ ) 


वर्मा--मैं श्रापके कार्यक्रमो से परिचित रहा हूँ । श्रणुत्रत आन्दोलन 
में मेरी वड़ी दिलचस्पी है। राष्ट्रपति जी चरित्रात्मक कामो मे बड़ी दिल- 
चत्पी रखते हैं । उनका खुद का जीवन मनेतिक है । वे सरल व सादगी का 
जीवन पसन्द करते हैं। इसोलिये जैसे श्रान्दोलच भे उनकी गहरी निष्ठा 
है वे ऐसी चीजो के सहारे देश की भलाई देखते हैं । साहित्यिक कामो में 
भी वे श्रच्छी रुचि रखते है। वे भ्रापके कार्यो से परिचित हैं । 

आचार्य प्रवर ने तेरापन्थ का परिचय दिया श्रौर सुक्ष्म लेखन तथा 
श्रनेकी कलात्मक बस्तुयें दिखाई । उन्होंने कहा--श्राप तो सजीव कला 
के निर्माता हैं तथा भारतीय संस्कृति के संरक्षक हैं। श्राज ऐसा सुक्ष्म 
लेखन कहीं नही मिलता । मेने यही देखा है । ये कृतियाँ श्रमृल्य हैं । 


नीले 


मन्धन (२५) 


दब प 


हिन्द महासभा के अध्यक्ष तथा 
मन्ची के साथ 
चुनाव शुद्धि 


१८ दिसम्बर को रात के समय हिन्दू महासभा के श्रध्यक्ष श्री एन० 
सी० चटर्जो श्रौर महामंत्री श्री वी० जी० वेशपाडे झ्ााचार्य श्री से वार्तालाप 
करने आये । आचार्य-श्री ने उनको श्रणुत्तत श्रानदोलन की गतिविधियों से 
झवगत कराया । “श्रणुत्रत सप्ताह' का विवरण बताते हुये श्राचार्य-श्री ने 
कहा---“इस सप्ताह के श्रन्तगंत हम एक दिन “चुनाव-शुद्धि” का रखना 
चाहते हैं। हमारे मुनि तथा श्रन्य कार्यकर्ता भारत को सभी पार्दियों 
क्के प्रमुखो से सम्पर्क कर रहे हैं ओर ऐसा समक्ता जपता है कि सभी 


( २३६ ) 


उस श्रायोजन से भाग लेगे और यह सोचेंगे कि चुनावों मे बरती जाने 
वाली अ्रनेतिकता को कैसे मिटाया जा सके । श्राम चुनाव सामने आा रहे 
हैं इसलिए इस दिल्ला से कुछ कार्य करना झ्ावश्यक है । कई पा्ियो के 
नेताशो ने इस विचार का हादिक स्वायत किया और यह कहा है कि 
वे इसमें अपना पूरा सहयोग देंगे । हमने भी इस विषय में कुछ सोचा 
है भोौर कुछ त्रत भी बनाये हैं। श्रापका इससे क्या विचार है ? 

श्री चर््जी ने कहा--श्राप जो सुधार का काम कर रहे है, वह 
महत्वपूर्ण है और में समझता हूँ कि उसे श्राप भ्रन्‍्य क्रातिकारी नेताओं 
से भी शअ्रच्छे ढंग से सम्पादित कर सकेंगे क्योकि श्रापके पास एक संगठित 
शक्ति हैं। श्रापको लोगो का पुरा सहयोग भी मिलेगा, फ्योकि लोग ऐसा 
चाहते हैं। चुनाव के सम्बन्ध मे आपने जो सोचा है चहु उचित है और 
ऐसा करना भी चाहिये । 

श्री देश पाडे ने कहा--महाराज ! शझ्लञापको मंत्रियों से भी कुछ 
कहना चाहिये । क्योकि वे भी श्राज राष्ट्र का बहुत धन खर्च कर रहे 
हैं। ऐशो श्राराम मे अपना समय विताते हैं। राष्ट्र के निर्माण में बहुत 
कम ध्यान देते हैं । जो मोटरें उन्हें सरकारी कांस के लिए दी जाती हैं 
उनका वे निजी फामों मे उपयोग करते हैं । यह वैधानिक दृष्टि से गलत 
है | श्रतः श्राप यदि सुधार का काम करना चहते है तो आपको यह 
सब बातें उन से स्पष्ट कहनी होगो । उसमे भय नहीं रहना चाहिए। 
चाहे कोई सत्ताघारी हो या सामान्य व्यक्ति हो । उसके दोषो की झ्रापको 
निर्देयतापूर्वक श्रालोचना करनी चाहिये । हो सकता है इस कारण आप 
को संघर्ष मोल लेना पडे । परन्तु ऐसी बातो से आपको संघर्ष करना ही 
चाहिए । 

आचार्य श्री ने फहा--देखिये ! हम काम अ्रवध्य करना चाहते हैं 
पर फोई संघर्ष खड़ा करके नहीं। क्योकि संघर्ष से सुधार नही होगा, 
बल्कि दुदिघा खड़ी होती हैं । सुधार तो शांति से किया जाना चाहिए। 
आपको यह विश्वास रखना चाहिये कि हमारा लगाव किसी भी पार्टो 


( र४० ) 


से नहीं । जो बाते जिसे कहनी होती हैं, वे हम निःसंकोच कहते 
है। हमें सथ किस बात का सही कहने पर भी यदि कोई नाराज हो 
जाता है तो हमे क्या और छिछलो बातो मे हम जाना नहीं चाहते । 

श्री देशपांडे ने कहा--फिर श्राप काम कंसे कर सकेंगे ? देश 
की सम्पत्ति यों ही बर्बाद होती रहे और मंत्री लोग ऐसे ही मौज उड़ाते 
रहें, सब अनेतिकताएँ चलतो रहे तब सुधार क्या हुआ ? चुनावों में 
नीति बरतो जाय यह आवदयक है पर ऐसा करना असम्भव है। 

आाचार्य-प्रवर ने कहा--देशपांडेजी ! श्रापका रुख मुझे विचित्र-सा 
लगा । श्राप बात ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। मैने पहले ही कह दिया 
था कि हम किसी पार्टी विशेष पर श्राक्षेप करना नहीं चाहते । हम 
बुराई को मिटाना चाहते हैं--बुरे को नहीं। एक दूसरे पर केवल 
छींटाकशी करना हिसा है । ऐसा हम नहीं करते । हमें ऐसी श्रालोचना 
इष्ठ नहीं है। क्योकि व्यक्तिगत आलोचना से तो हम दूसरो को भड़का 
सकते है, उसका परिष्कार नहीं कर सकते । 

यह स्पष्दोक्ति सुनकर देशपांडे ने कहा--जैसा श्राप उचित समझे 
वैसा करे। चुनाव सम्बन्धी जो विचार आपने कहे, वे अच्छे हैं परन्तु 
यदि सभी पाध्ियों इसको महत्व दें तो कुछ कार्य हो सकता है । 

तत्पदचात उम्मीदवारों के लिए और मतदाताझो के लिये, बनाये 
गये ज्रत्त उन्हें सुनाये । दोनों ने ब्रतो की सराहना को ॥ और पास में 
बैठे श्री शुभकरण जी दस्साणी से पुछा कि क्या वे इन त्रतो को अ्रन्तिस 
रूप देकर हमे इनकी नई प्रतियों दे सकेंगे | 

चटर्जी ने प्रसन्‍तता पुर्वक कहा--मैं भी इस आन्दोलन में आने का 
प्रयास करूँगा । यदि न आ सका तो श्री देशपांडे जो को अवदय भेजूँगा” 
इतना कह दोनों वन्दना करके चले गये । 


वनननीन दीन 


-मन्धन (२६) 


परराष्ट्र मन्‍्त्री के साथ 
जीवन में नेतिकता की कमी 


१६ दिसम्वर १६५६ को परराष्ट्र सन्‍्त्री डा० सैयद महमुद झाचार्य 
ओ से भेट करने झ्ाये । औपचारिक वातों के पदचात्‌ श्राचार्य प्रवर ने 
“कहा--लोग मेरे पास आते हैं और अलग-अलग कमियो की बाते करते 
'हैं। कोई कहता है--देश की आर्थिक दशा गिर गई है, कुछ कहते हैं--- 
हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित हैं, कई कहते हैं--हम बहुत काल तक 
“परतन्त्र रहे हैं, इसलिये अब तक्क स्वतन्त्रता का दिसान में उभार नहीं 
आया और इसोलिये हमारे कार्यक्लाप विकसित नहीं होते । 

पर सें तो मानता हूँ कि सबसे वड़ो कमी चैंतिकता की है। इसकी 
-कमी जब तक दूर नहीं होगो, तब तक अन्य वस्तुओं को पुर्णेता भी 
अपूर्ण ही रहेगी । हमने इसी कमी को पूरा करने के लिये एक आन्दोलन 
चलाया है। उसमें हमने वे कृत रखे हैं, जो हुर एक वर्ग के दृषणो को 
-खदेड़ निकालें । क्‍या आपने उसका साहित्य पढ़ा है ? 

सन्त्री--हाँ, उसका विशेष साहित्य तो नहीं, पर नियम अ्रवद्य 
सरसरी हष्टि से पढ़े हैं और एक दिन में अपृत्नत-सेमिनार में भी 
सम्मिलित हुआ था । आपने यह काम शुरू करके श्रच्छा काम किया 
है। में समझता हूं गाँघी जी के बाद से आपने ही इस प्रकार नेतिक काम 
सकी ओर तवज्जह दी है। श्रन्य श्रान्दोलन तो बहुत से दलो हारा चल 
रहे हैं पर झ्रचार-विज्ञोघन के क्षेत्र मे किसी और तरफ से कोई कदम 
नभहीं था। जो कदम आपने उठाया है, वह देश के लिये श्रत्यन्त 
जहूरी है। 


मृन्धन (2७) 
“हिन्दुस्तान टाइस्स” के सम्पादकः 
श्री दुयाद्ास के साथ 


चरित्र निर्माण ओर पत्रकार 


२१ दिसम्बर १६५६ को प्रातःकाल सब्जीसण्डी मे दिल्ली के प्रमुखः 
पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक श्री दुर्गादास जी ने श्राचार्य-भ्री के 
दर्योत किये । 

उन्होंने कहा--मुझे आपके दर्शन करने का पहले भी अ्रवसतर मिला” 
था। सुझे पचवर्षोय योजना के सम्बन्ध मे भोपाल के सुख्यसन्त्री ने 
आसन्त्रित किया था। वे जब उज्जैन में श्रापके सम्पर्क में आये थे, तब 
मैं भी उनके साथ था। वेसे सुझे नैतिक विषयों मे रस है। श्रतः जब 
कभी मुझे ऐसे अवसर सिलते हैं, मे लाभ उठा ही लेता हूँ आपके 
अ्रणुत्रत आन्दोलन के नियम गाँधी जी के “रामराज्य” के नियम है । 
उससे भी तो यही है कि “सबके प्रति समव॒त्ति रहे, उदारता का प्रसार 
हो, लोग अनेतिक न रहें” और यहो आपका कहना है । 

आचार्य-श्री नें कहा--आाप लोगो को भी फेचल राजनीति भे ही 
नहीं, नतिक और चरित्ननिर्माण सूलक अत्य विषयो से भी भाग लेता 
चाहिये । मे देखता हूँ कि पत्रकार राजनीतिक विषय मे जितना रस लेते 
है उसके अनुरूप अन्य विषयों को उनका थथाविधि सहयोग नहीं 
मिलता । उनकी चाहिये कि वे विशुद्ध चरित्रात्सक विषयों को भी 
बल दे । 

हुर्गा०--घुझ्के क्षमा करें, इस विषय मे कुछ भेद है । सामान्यतया तोः 
पत्रकार अपने इस फर्तेब्य को निभा रहे है। पर पूर्ण रूप से इसमे जुट 


( श४३ ) 


जाना, इससे ही अ्रपता दिसाग लगाना और इसका ही श्रपने इर्दे-गिर्द 
वातावरण रखना और इस भार को बद्धलक्ष्य अपने कंघो पर ले लेना 
सुश्किल है, क्योकि यह ५० मन का पत्थर है! कोई भी इसे उ ठाने के 
लिपे तेयार नहीं। इसे उठाने वाला नोचे दव जाता है। श्राज जो 
नेता इसके विषय में बोलते हैं, वह भो एक नीति है। उन्हीं नेताओं और 
अधिकारियों के श्राचरणो की जब चर्चा की जाती है और उनकी ओर 
अंगुली उठाई जाती है तब उनकी जवान बन्द कर दी जाती है और 
श्रेंगुलियाँ काटने का प्रयत्त किया जाता है। ऐसी परिस्थिति सें श्रानदोलन 
को कोई भी पत्र श्रपत्ती नीति नहीं बना सकता ॥ 

में समभता हूँ, यह काम्न तब तक जोर नहीं पकड़ेगा, जब तक आप 
ऊपर के व्यक्तियों को सम्मिलित न कर लें । हमारे मनन्‍त्री, संसदसदस्य, 
चिघान सभाझ्रो के सदस्य और श्रधिकारों लोग इसे प्रपना लेते हैं तो 
समभना चाहिये कि एक विशिष्ट लो जल पड़ेगी और वह आगे बढ़ती 
जायेगी । हमारी भारतीय संस्कृति विषम मार्य से गुजर रही है । यदि 
उसको बचा न लिया गया, तो आगामी दस वर्षो में उसका अ्रवसान 
हो जायगा । इन वर्षो सें उसे उभार मिल गया तो उसमें ताज़ा खून समा 
जायगा और नया जीवन सिल्र जायगा । श्रव यह आप लोगों पर निर्भर 
है कि श्राप उसकी रक्षा कर पाते हैं या नहीं । 

श्रा०--मैं तो ऐसा नही मानता । इन दिलो में जिन व्यक्तियों से भेंट 
हुई, उन सबने इसकी सफलता की कासना की है। राष्ट्रपति भवन में 
जो शझ्रायोजत हुआ था, उसमे राष्ट्रपति नें स्वयं कहा था--मै चाहता हूँ 
कि श्रणुत्रत-आन्दोलन देश मे फले-फूले और जनता के चरित्न का विकास 
करे। प्रधानमन्त्री नेहरू जी से भी मेरी ५० सिनट तक बहुत खुलकर 
बातचोत हुई है । बात चीत पहले भी हुई थो। पर इस बार जिस 
नि.सकोच और स्पष्ट भाव से बातचीत हुई बसे पहले नहीं हुई थी । 
बातचीत श्रनेक विषयो पर हुईं । मुझसे उन्होनें यह्‌ भी पुछा कि आप 
भारत साथु समाज में सम्मिलित नहीं हुए ? मैंने कहा--नही, हमारा 


( २४४ -) 


कौर उनका मेल कैसे सम्भव हो ? उन्होने श्रभ्मी तक मठो का मोह 
नहीं छोड़ा है, पैसो से उनका गठबंधन उसी तरह है। फिर हम श्रकिचनों 
का उससे क्या लगाव ? पंडित जी ने भी इस तथ्य को स्वी- 
कार किया और कहा--शआ्रापतो उसमे सम्मिलित होने की कोई 
आवदयकता नहीं। मैने उनसे कहा--देखिये पंडित जी, विवेश्ञों 
में भारत का कितना सम्मान है, कितनी ख्याति बढ़ रही है ? विदेशी लोग 
भारत को एक आददों राष्ट्र मानते हैं परन्तु आन्तरिक स्थिति कितनी 
बिगड़ी हुई है, कुछ व्यक्तियों को छोड़ दे तो भारत का मानचित्र खोखला 
नजर शअ्ाता है। शभ्रापकी सरकार पर भी जो श्रद्धा है, वह भी उत 
व्यक्तियों के व्यक्तित्व और नैतिक जीवन के कारण है। अन्यथा आपकी 
सरकार का जो धरातल है, वह आपके सामने है। दया आप श्राशा करते हैं 
कि राष्ट्र को नींव इस घरातल पर मजबूत रह सकेगी ? आप इस विषय 
में क्यो नहीं सोचते और चरित्र-निर्माण के कासो को प्रोत्साहन क्यों 
नहीं बेते ? 

मैंने उनसे यह्‌ भी कहा कि--श्राज जो राष्ट्रों में श्रापसी सम्बन्ध 
बनाने की दौड़ लग रहो है, वह भी एक नीति के श्रतिरिक्त कुछ नहीं 
आर उसका स्पष्ट पता तब चलता है, जब किसी बात के कारण श्रापस 
में तनाव बढ़ता है। इसलिये हमने यह सोचा है कि बर्ष में एक दिन 
ऐसा मनाया जाय, जिस दिन अपनी भूलो के लिये शुद्ध व पवित्र हृदय 
से व्यक्ति-व्यक्ति परस्पर क्षमा साँगें और दूसरों को क्षमा करें। वह 
रिवाज के तौर पर नहीं, हृदय से होना चाहिये । यदि कुछ ऐसा हो तो 
श्राप का क्‍या विचार है ? 

नेहरू जी ने कहा-- यह काम्र तो बहुत सुन्दर है, पर मैं इसे नहीं 
कर सकता । अगर इसको शुरू किया जाय तो में इसके बारे मे कुछ 
कह सकता हूँ और कुछ कर भी सकता हूँ । इसी प्रकार इस बारे में 
उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन, राजधि टंडन, ढेंबर भाई, मोरार जी 
भाई आदि से भो बातचीत हुईं । सभी ने इस कार्यक्रस को पसन्द किया 


( रडं४५ ) 


और कुछ सुकाव भी दिये । 

इस प्रव्मार सरकार की टक्कर का खतरा तो स्वतः दूर हो जाता 
है झौर वेसे हमारा यह हृष्टिकोण भी नहीं है कि कोई पत्र इसे अपनी 
नीति बनाये । कोई उचित झौर उपयोगी चीज होगी तो पत्र उसे स्वतः 
भ्रपनी तीति बना लेगें। से आ्रापको तो इसलिए कहता हूँ, कि शाप 
घिन्तक हूँ श्रौर चिन्तक के दिसाग को सें काम में लेना चाहता हूँ। 
सन्त्रियो और अ्रधिकारियों को मे उतना महत्त्व नहीं देता, क्योकि दे 
चुनाव के माध्यम से अ्रपने पदो पर श्ते हैं । झाज हैं श्रौर कल नहीं। 
पर विचारक सदा विचारक रहता है। श्रतः से उनको विशेष महत्त्व 
देता हूँ । 

दुर्गा ०--ठोक है, मैं तो श्रापकी सेवा मे प्रस्तुत हे भोर मैं मध्यस्थ 
भावना बाला हूँ । मुझे कुछ कड़ा लिख देने से भो भय नही हैं । 

लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई । प्रवचन का समय हो गया 
था। श्राचार्य प्रवर प्रवचन करने के लिये पधार गये । 


कील 5 


मन्धन (२ झ्प) 


राष्ट्रकवि के साथ 


२१ दिसंवर १६५६ को रात्रि मे राष्ट्रकवि श्री मैथिलीश्ञरण भुप्त 
ने अपने सहोदर सिमारामशरण गुप्त व अपने परिवार के श्रन्य सदस्यो 
सहित आचार्य-थ्री के दर्शन फिये । 

श्रौपचारिक वार्तालाप के बाद जैन तत्वों पर चर्चा हुई। उन्होंने 
जिज्ञासु भाव से अनेक शाशंकायें प्रकट की । झ्राचार्य श्री ने उनका उचित ,. 
समाधान किया | स्थादवाद तथा नय-वाद आदि पर भी लम्बी देर तक 


( रहें ) 


जचातचीत होती रही । उन्होंने कहा--जंसा कि मैने पहले भी आपके 
समक्ष निवेदन किया था--सभेरी यह हादिक भावना है कि भगवान्‌ 
महावीर पर कुछ कविताये लिखूँ । यह मेरे जीवन की अन्तिम साथ है । 
किन्तु मेरे सामने एक समस्या है कि उनके जीवन सम्बन्धी विविध विचार 
सिन्‍न भिन्‍न तरीको से माने जाते हैं। उनसे एकरूपता नहीं है । कौन 
सही है श्र कौन गलत, यह मैं कंसे निर्णय करूँ । यदि आप सेरा पथ- 
प्रदर्शन करें तो में अपनी कामना पूर्ण कर सकूंगा। इस विषय से विस्तृत 
बार्तालाप फिर कभी करूँगा । 

वार्तालाप कवि-ग्रोष्ठी के रूप मे परिणत हो गया । कई सन्‍्तो ने 
श्रपनी श्रपनी रचनायें सुनाई । राष्ट्रकवि ने भी भ्रपनी कविताये सुनाई ॥ 
रचना सरल व सुगम थी। श्री सियारामशरण गुप्त ने भी “खमेसि सब्ये 
जीवे” का हिन्दी पद्चानुवाद सुनाया । उन्होंने सम्पूर्ण गीता का हिन्दी में 
पद्यानुवाद किया हे और कहा कि जैनागमों के कई स्थलो को वे हिन्दी 
के पद्यो मे रखता चाहते है। राष्ट्रकवि ने यह भी कहा कि वे अणुद्नतो 
के बारे मे कविताये लिखेगे । 


भारत सेवक समाज के मंत्री का श्रागसन 


भारत सेवक समाज के मंत्री श्री चांदीवाला जी “कठौतिया भवन 
सें” आाचाये-श्री के दर्शत करने आये । श्राचार्य श्री ने उन्तको अ्रणुत्रत- 
आदोलन की गतिविधि से परिचित कराया तथा अभी अभी चले अ्णृत्नत- 
सप्ताह की सफलता से भी श्रवगत कराया । मंत्नी-दिवस के बारे में 
विस्तृत जानकारी दी श्रौर कहा--मैंने यह विचार और भी कई जगह रखा 
है। सभी जगह इसका सत्कार हुआ है । इस बार हम इसको प्रयोग के 
रूप मे ३० दिसंबर को सना रहे हैं। 

चादीवाला ने कहा---हाँ, यह योजना सुन्दर है और इस प्रकार को 
बन्धुत्व-भावना संसार में फैले तो युद्ध और अ्रशाति का वातावरण दूर 
हो सकता है। मेरा इससे एंक सुफाव भी है कि यह दिच महात्मा गांधी 


( र४७ ) 


का लिधन दिवस रखा जाय तो और भी महत्व की भावना से जुड़ 
“जायेगा और विश्ञाल प॑साने पर देश-विदेश मे भनाया जायेगा। 

पाँदीवाला ने भारत सेवक समाज के कार्यकर्ताओं की सभा में 
झाचार्य श्री को प्रवचन करने का निमंत्रण दिया । 


नी नननम न नननन»+-+-ककन-+क, 


मन्थन (२६) 
नोतिकता के एक यचारक के साथ 
क्रमिक विकास का महत्व 


२८ दिसंवर १६५६ को प्रात.कालीन प्रवचन के बाद कई व्यक्ति 
आचार्य-श्ली से बातचौत करने आये । तेरापंथ व श्रणुत्रतों के बारे में 
विस्तृत बातचीत हुई । एक व्यक्ति श्री मोहन शकलानी श्राचार्य श्री के 
पास झाया और उसने कहा--महाराज ! प्रारम्भ से ही नैतिक विषयों में 
मेरी रुचि रही है। में पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रचारक था। 
श्रव में चाहता हूँ कि श्रणुत्रतों के प्रचार में श्रपना समय लगाऊँं । श्रादो- 
लन केश़्रति मेरा श्राकर्षण इसलिये हुआ कि यह क्रमिक विकास को महत्व 
देता है। व्यक्ति एक साथ ऊँचा नहीं चढ़ सकता । वह॒धघोरे-धोरे प्रगति 
कर सकता है। देखिये, अंग्रेजी में मेने अ्रणुत्रत-प्रांदोलन के नियम-उप- 
नियमो को रखने का प्रयास किया है (कई पत्र दिखाये) । श्राचार्थ प्रवर 
ने उन्हें विशेष जानकारी देते हुये कहा--श्रापके विचार अच्छे हैं । 
नंतिकता का प्रचार वास्तविक प्रचार है । निष्काम सेवा करने का यह 
अच्छा मौका है । 

ने कई दिन तक श्राचार्य-श्री के पात आते रहे श्रौर जानकारी प्राप्त 
करते रहे । 


मन्यन (१०) 
केन्द्रीय अम. उपमंत्री के साथ 
काफिर (नास्तिक) कोन 


२६ दिसंबर १६५६ को सायंकाल प्रतिक्रम के समय श्री आबिद 
अली दर्शनार्थ श्राये । श्राचायय प्रवर ने कहा--आप ठीक समय पर पहुँचे 
है । हम लोग अभी प्रतिक्रमण करके निवृत्त हुये हैं । 

श्री आविद अली--प्रतिक्रमण कंसे करते है ? है 

आा०--प्रतिक्रणण के छः अंग हैं-“- ( १) सबसे पहले पापों से निवत्ति 
फरना, (२) वीतराग को स्तुति करना, (३) मुक्त-आत्माश्रों को बंदन 
करना, (४) प्रतिक्रमण करना, (५) शारीरिक स्थूल स्पन्दनों को रोक 
कर समाधि पूर्वक विन्तन करना, (६) उसके बाद प्रत्यास्यान किया 
जाता है। श्रापके जैसे नमाज पढ़ी जाती है, वैसे ही हमारे यहाँ प्रातःकाल 
और सायंकाल दोनो वक्त क्रिया जाता है। आपके नमाज की क्‍या 
विधि है ? के 

क्री आबिद अ्॒ली---हसारा नलमांज एक प्रकार का व्यायाम है,, 
जिसमे शारीरिक और शअ्राध्यात्मिक दोनों प्रक्रियाये समाविष्ट हैं । पहले 
हम संतिक की तरह तनकर खड़े हो जाते हैं। फिर दोनो कानो में 
अंगुली डालकर इस प्रकार भुकते हैं और ऐसे बेठते हैं (सारी प्रक्रिया 
करके बताई) उसके बाव इस प्रकार उठते हैं। इसमे पेर से लेकर शिर 
तक का सुन्दर व्यायाम थोड़े ही समय में हो जाता है । इसी प्रकार 
झराध्यात्मिक पहलू भी इससे सुन्दर ढंग से सघतः है। दोनों कानों को 
बंद करने का श्रर्थ है कि हमे कोई बाहरी श्रावाज म सुनाई दे । अल्लाह 
की स्मृति से ही अपने को केन्द्रित करना चाहते हैं ॥ घुटनो के बल पर 
चेठकर इस प्रकार सिर घरती पर लगाने का भी यही सतलब है कि हम 


( रश६ ) 


उस सर्द शक्तिमान अल्लाह के श्रागे सर्वथा नतमस्तक हु--नमाज की 
आर्यना मे संकोर्णता नहीं, अत्यन्त उदारता का परिचय है । उसमें ऐसा 
नहीं कहा गया है कि “हे मुसलमानों के पालक” प्रत्युत कहा गया है--- 
“हे सबको पालने बाले श्रल्लाह मुझे सन्‍मार्ग बता, खराब रास्ते से बचा ।* 

आ०--देश में हमने एक रचनात्मक काम चालू कर रखा है। उसका 
सम्बन्ध सभी वर्गों से है : उसको हमने किसी जाति या घर्म विशेष से 
सम्बद्ध नहों किया है। मानवता के सासान्य नियम उसमे दिये गये हैं 
जो सभी घ्मों के मूल हैं। श्राज परस्पर एक दूसरे के प्रति कदुता बढती 
जा रहो है । हिन्दू-मुस्लिम के बीच दरारे पड़ गई हैं । क्या ये दरारें हिसा 
को प्रोत्साहन नहीं देतीं ? इन्हे पाटने के विषय में श्राप क्या सोचते हैं ? 
हम एक “मंत्री-दिवस” [प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर) सनाने की सोच रहे है । 
आपका उसमें क्या सहयोग रहेगा ? 

श्री आविद श्रती--जितना में इस विषय में कर सकूंगा, उतना 
करने का प्रयास करूँगा | भ्रापकी सेवा से प्रस्तुत हूं । 

झा०--क्या आपके कुरान मे कहीं ऐसा उल्लेख है कि हिन्दू को 
काफिर समझना चाहिये ? 

श्री झाविद अली--हिन्दुओ को तो नहीं, पर नास्तिक को श्रवश्य 
'काफिर कहा हैं। हमारे यहाँ कयामत का होना माना जाता है। जिसका 
श्र्य है कि जितने भी लोग मरते है, वे जी उठेंगे। खुदा उनको उनकी 
करनी के मुताबिक दंड देगा । उस समय लोग अपने श्रपने अ्रपराघों को 
क्षमा के लिये खुदा से मुहम्मद से सिफारिश करायेगे | मुहम्मद ने कहा 
है कि में उन दो व्यक्तियों की सिफारिश खुदा के आगे नहीं करूुगा-- 
(१) जो व्यक्ति यह कहा करता है कि ये धर्मेस्यान मुसलमानों के नहीं 
है, इसरो के घरमंरथानों की बेइज्जती करता है भशौर दखल देता है, और 
(२) जो व्यक्ति दूसरों को “मुसलमान नहीं” कह कर तकलोफ देता है । 

ये दोनों बातें हमारे सिद्धान्तों को प्रतीक हैं। धर्मों में उदारता ही 
विशेष है । उसी के सहारे राब धर्म जीते है । ' 


मन्धन (३१) 


हिन्दुस्तान टाइस्स के सम्पादक श्री 
दु्गदास जी के साथ दूसरी बार 


अणुव्रत आन्दोलन की आधार भूमि 


३० दिसम्बर १९५६ को रात्रि में हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक 
श्री दुर्गदास जी दुबारा आचार श्री के दर्शतार्थ आये । उन्होने कहा-- 
सैने श्रणुत्तत श्रान्दोलन के विषय मे विविध बातें सुनी थी । बहुत सी 
जिज्ञासाएँ इस विषय मे हुआ करती थीं। इस बार श्रच्छा हुआ कि 
थथेष्ट समाधान आपसे पा लिया। मैं चाहता हूँ, श्रापके इस संगठन के 
इतिहास की ऋलक भी आपसे प्राप्त कर लूं तथा उसके विस्तार की 
आधार भूमिका को भी जानकारी ले लूँ । 

आचार्य श्री ने तेराप॑ंय का इतिहास बताते हुये कहा--“तेरापंथ का 
उद्भव श्राज से लगभग दो सो वर्ष पूर्व हुआ था। उद्भव का कारण 
था--तात्कालिक साधु समाजु का आचार द्ौथिल्य । तैरापंथ के प्रवर्तंक 
भरी भिक्षु स्वामी ने जिस अभिलाषा से दीक्षा ली थी, वह भावना पूरी 
होती दिखाई न दी । 

उन्होने जैन श्रागसो का विशेष संथन करने के बाद गुरुवर से निवेदन 
किया कि हम शास्त्रोक्त पथ से विपरीत चल रहे हैं। , 

गुरु ने कहा--अ्रभी पंचम काल है । जितनो साधना हो, उतनी ही 
श्रच्छी । 

भिक्षु स्वासी ने कहा--जब हम घर, कुटुम्ब, धन, धान्य सबको- 
त्याग कर आये हैं, फिर भी श्रपवा लक्ष्य नही साध सकते, यह कंसे हो; 
सकता है ? पंचम काल का सहारा लेना तो हमारी कमजोरी है। _“_ 


( २५१ ) 


लम्बी चर्चा के बाद उन्होंने कहा--मै इस से सहमत नहीं | इस 
अकार कोई सही मार्ग न निकलता देख आपने संघ से सम्बन्ध विच्छेद 
कर लिया। आचार्य श्री को यह बात झखरी और उन्होने उनका डटकर 
विरोध करने की सन में ठान लो । 

उन्होने कहा--भिक्षु ! तुम कहाँ जाओगे ? मे तुम्हारे पीछे श्रावकों 
को लगा दूंगा । 

भिक्षु स्वासी ने सस्मित स्वर में कहा--यदि श्राप गाँव-गाँव सें 
सेरे पीछे श्रत्वको को लगा देते हैं तो मुझे कम परिश्रम करना पड़ेगा 
और लोगो में में श्रपनी विचार धारा शीघ्र फैला सकूंगा । 

आचार भिक्ष्‌ ने पहला प्रहार उत्तर चीज़ो पर किया, जो कि श्राचार 
शिथिलता के कारण पनप रही थी। उन्होने कहा--- 

१--साथुझो को स्थानक में नहीं रहना चाहिये । 

२--साथु संघ के एक ही झाचाय हों । 

३--आचार्य के श्रतिरिक्त कोई भी अपना शिष्य न बनाये । 

४--संडनात्मक नीति रहे, खंडनात्मक नहीं । 

ग्राचार्थ भिक्ष का हृष्टिकोण था कि साधुओं के निवास के लिये 
साधुओं की प्रेरणा से कोई मकान नही बनना चाहिये। साधुझों को 
तो उसमे ठहरना भी नहीं चाहिये । क्योक्ति साधु बनने बाला व्यक्ति 
अपने एक घर को छोडकर शअ्ाता हैं और उसके लिये जगह-जगह स्थानक 
बनने लगें, तो उसकी साया मसता घटी कहाँ, भत्युत बढी है। वह भृहस्यों 
से भी कहीं श्रधिक वजनदार ममतावान्‌ वन गया क्योकि उसके एक घर के 
बदले अनेक घर हो जाते हैं। इसीलिये श्रापते कहा--साधुओ के लिये 
कहीं कोई स्थानक न हो । जहाँ कहीं भी साधु जायें, वहाँ गरृहस्थों से 
अपने आचारानुकूल स्थान माँग कर विश्वास करे । 

दूसरी बात थो--संघ मे एक ही श्राचार्य हो। अनेक झाचार्य होने 
से संघ मे एक परंपरा नहीं रह सकतो और मनुष्य स्वभाव की” सहज 
कमजोरी के कारण शिष्य, पुरतक, श्रावक आदि को लेकर प्रंतिददन्द्रिता भी 


( रएश२ ) 


हो सकती है ।पर जहाँ एक आचार्य होता है, वहाँ इन दोनों की संभावना 
नहीं रहती । 

तीसरी बात थी--आचार्य ही शिप्य बनायें, इससे एक बहुत बड़ा 
खतरा ढल गया, क्योकि जब प्रत्येक साधू शिव्य बनाने के फेर सें पड़ 
जाते हैं तो फिर कोई सर्यादा नहीं रहती और न कोई योग्य-ब्रयोग्य का 
विवेक ही रहता है। फिर तो यही ध्यान रहता है कि मेरे अ्रधिक से अधिक 
द्विप्य कैसे हों ? और में श्रमुक साधु को इस विषय से कंसे पछाड़ सकूँ । 
साता पिता की झाज्ञा बिना मूड लेना, फुसलाकर या प्रलोधन देकर 
बहला लेना आदि अनेक दोण केवल शिप्य बृद्धि के ख्याल से श्रा जाते 
हैं। उनका निराकरण करने के लिये यह वड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । 

चौथी वात है--मंडनात्मक नीति रखना शौर खंडन नहीं करना । 
अपने जो सिद्धान्त हैं, उनकी प्रर्पणा करना, उनके उपयोग के थारे में 
बताना तथा उनके प्रचार के लिये भूमिका तैयार करना । यह तो ठीक, 
पर दूसरों का खंडन करना और व्यक्तिगत आक्षेप करना, इससे वे सहमत 
नहीं थे क्योंकि किसो को आलोचना करके या निंदा करके उसको सुधारा 
नहीं जा सकता भ्रत्युत उसे बरी ही बनाया जा सकता है और न कोई 
इूधवरे की कदु आलोचना करके बड़ा ही वन सकता है । इससे तो उसकी 
मनोचृत्ति दृषित ही होती है । 

यही कारण है कि आज तक तेरापंथ को तरफ से किसी की व्यक्ति- 
गत कटू आलोचना नहीं की गई, जबकि तेरापंथ के विषय में अनेकों 
पुस्तकें और पेम्फलेट झ्रादि मिलेंगे, जो केवल विरोध मे ही लिखें गये हैं । 

आचार्य भिकु ने इन नियमो के आधार पर संघ को अत्यन्त व्यव- 
स्थित तथा आ्राचारनिष्ठ बचाया । 

यद्यपि तैरापंय का विरोध अब तक होता रहा है, आचार्य भिक्षु 
के समय में तो भोजन-पानी-स्थान आदि मिलने में भी कठिनाई होतो 
थी। आन भी विरोध को समाप्ति नहीं हुई है । किन्तु हमारी त्तरफ से 
सदा यही रहा कि “जो हमारा हो विरोध, हम उसे समर्के विनोद 3 


( २४५३ ) 


यही फारण है कि श्ाज तक तेरापंथ संघ सबसे समन्वय करता हुआा 
दिनों दिन प्रगति पर है । 
तेरापंथ के अतिरिक्त और भी श्रनेको विषयों पर वार्तालाप हुआ | 


उसने जममम«म-.>ज++त+>न>>क. 


मन्धन (३०) 
राष्ट्रपाते के साथ तीसरी बार 
जेन आगम कोष का महत्वपूर्ण निर्माण 


४ दिसम्बर १६५६ को प्रातः श्राचार्य जी राष्ट्रपति भवन पघारे, 
जहाँ राष्ट्रपति जी के साथ लगभग सवा घंटे तक तेरापंय संघ से चल 
रही साहित्य साधना, ग्रन्थ निर्माण, विद्या प्रसार तथा श्रणुत्रत झ्रानदोलन 
के बहुसुखी कार्यक्रमो पर श्रत्यन्त श्रात्मीय रूप से विचार विमर्श चला। 

वार्तालाप के बीच श्राचार्थ श्री ने बताया कि जैन श्रागमो पर 
तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं समीक्षात्मक भ्रनुश्शीलन के लिये पर्याप्त 
तथा व्यवस्थित सामग्री उपलब्ध हो सके, इस हृष्टि से श्रागस कोष का 
विशाल साहित्यिक कार्य हमारे यहां चल रहा है । 

राष्ट्रपति जी ने कोष के कार्य को व्योरेवार समभने में बड़ी दिल- 
चस्पी ली। आचार्य श्री ने कोष का प्रकार, प्रणाली, संचयन विधि 
श्रादि से उन्हें प्रवगत फराया ।! साथ ही कहा--- 

जैन वाइमय विभिन्‍न विपयो के श्रलभ्य शब्दो का विश्ञाल श्रागार 
है । खेद इसी बात का है कि जितना शअ्रपेक्षित था, उसमें मन्‍्यन शौर 
अन्वेषण नहीं हो पाया, अन्यथा संस्कृत एवं हिन्दी जगत को उसके दाब्द 
कोष की श्रीवृद्धि करने वाले उपयुक्त शब्द मिल पाते । उदाहरणार्थे-- 


( रश४ड ) 


जैसे मैठर (४७॥६७”) के लिये पुदूगल जितना तादर्थ्य बोधकता के 
लिहाज से उपयुक्त है, उतना भूत! या कोई दूसरा वाब्द नहीं है, पर इस 
और उपेक्षा रहने से यह प्रचलित नहीं हो पाया । 

राष्ट्रपति जी ने आचार्य श्री के नेतृत्व मे निर्मित हो रहे भ्रागम 
कोष के कार्य के लिये हें प्रगट करते हुए कहा--यह्‌ साहित्य का 
बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसकी आज आवश्यकता है । 

जैन वाहुमय मे विभिन्‍न विषयो के उपयुक्त श्रर्थवोधक ऐसे-ऐसे 
च्ाब्द सिल सकते है, यह जानकर राष्ट्रपति जी को बहुत प्रसन्‍नता हुई । 

तत्वज्ञान, वरदान, काव्य, गद्य श्रावि विविध साहित्यक प्रवृत्तियो का 
विहंगावलोकन कराते हुए आचार्य प्रवर ने जन सिद्धान्त दीपिका तथा 
विजय यात्रा आदि को भी चर्चा की । 

राष्ट्रपति जी की उत्सुकता एवं जिज्ञासा देख आचार्य श्री ने उन्हें 
जैन सिद्धान्त दीपिका के एक प्रकरण का कुछ हिस्सा सुनाया । मुनि श्री 
सथमल जी ने विजय यात्रा के दो गद्य-गोत उन्हें बताये । 

राष्ट्रपति जी ने बड़ी श्रभिरुचि से यह सब सुना और इन साहित्यिक 
कृतियो के लिए बधाई दी । 

आचाये श्री ने बातचीत के बीच उन्हें यह,भी जताया कि दर्शन और 
विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन कई साथु कर रहे हैं। जेन वशेन के 
स्थाह्मद और आाइन्स्टीन की थ्योरी श्रॉफ रिलेटिविटी (पफ७०८ए 6£ 
छ००४ए7७०), परमाणु और एटम आदि तुलचात्मक खोजपुर्ण सासग्री 
भी तैयार की गई है। आचार्य श्री ने मुनि श्री वगराज जी की ओर 
संकेत किया। मुत्रि श्री वगराज जी ने श्रन्य विषयों पर श्रपने द्वारा 
किये गये शोध कार्यो से राष्ट्रपति जी को विदश्वदतया श्रवगत कराया । 

राष्ट्रपति जी बोले--आज विकास का बहुत भ्रच्छा कार्य हो रहा 
है । इसमे एक बात और से कहना चाहुगा--परभाणु झादि विषयों में 
विज्ञान जहाँ तक पहुँचा है, वहाँ तक तो पश्राचीन चाडूमय के श्राधार पर 
सिद्ध करते ही हैं । उसके साथ-साथ परसाणु श्रावि विवेचनीय विषयों में 


( २५५ ) 


विज्ञान द्वारा प्राप्त विवरण के अ्रतिरिक्त और जो अ्रधिक तथा विस्तृत 
बातें प्राचीन वाड मय से प्राप्त हो उन्हें भी प्रकट किया जाये तो झाये 
चल कर विज्ञान जब उन तथ्यों तक पहुँचेगा, तब प्राचीच वाइमय का 
झौर श्रधिक महत्त्व वैज्ञानिकों श्रौर विद्वानों को दृष्टि में श्रायेगा । 

मुनि श्री नगराज जी ने कहा--इस दृष्टि से भी गवेधणा कार्य 
किया जा रहा है । जैसे विज्ञान को हृष्टि से ब्रन्तिम अ्रविभाज्य श्रणु 
इलेक्ट्र- (]20०४00) साना गया है, जैन आागमो की हृष्टि से वह 
अन्तिम अणु नहो है, वह श्रवन्त अणुओ के सघत्त से बना स्कंध है । 
इस दृष्टि पर विशेष ध्यान दिया जायगा। 

राष्ट्रपति जी जिज्नासपूर्ण उत्सुकता से श्राचार्य श्री से पुछने लगे-- 
जो रिसर्च स्कॉलर साहित्य ज्ञोघ का इस प्रकार का कार्य करते हैं, वे 
दिन रात लाइब्रेरियों मे वंठे रहते है, वहाँ इस काम में लगे रहते हैं, 
पुस्तकों को सुविधा उन्हें वहाँ रहती है, पर भाप लोग जो पर्यटन करते 
रहते हैं, यह काम फिस प्रकार करते हूँ ? 

आचार्य श्रा मे राष्ट्रपति जी को एक पोथी खोल कर दिखाई, जिसमें 
विभिन्‍न विययो के पचासो हस्तलिखित ग्रन्थ थे। श्राचार्य श्री ने 
कहा---साधु चर्या के नियमानुसार हम अभ्रपनी कोई भी वस्तु ग्ृहस्थों के 
पास नहीं छोड़ सकते, फ्योकि प्रत्येक चीज का प्रतिलिलन जो करना 
होता है । इसलिये अपनी प्रत्येक वस्तु अपने साथ श्रपतने कंधो पर लिये 


चलते हैं। प्रत्येक साधू ऐसी दो पोधियाँ लिये चलता है । 
राष्ट्रपति जी कहने लगें--यह तो श्रापकी चलती फिरती लाइब्नेरी 


है। वास्तव में बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। पर्येटन प्रचार, आदि 
और सब काम करते हुए साहित्य का इतना बड़ा काम आपके यहाँ हो 
रहा है, यह बहुत खुशी की वात है ! 

सुक्ष्माक्षरों के पत्र को राष्ट्रपति जी ने बड़ी श्रभिरुचि के साथ देखा। 
यों स्पष्ट नहीं दिखाई देता था, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ का एक 
एक आधा फुट लम्बा आ्राई ग्लास मंगाया झौर उससे पत्र को देखा। बड़ा 


( २५६ ) 


शाइचर्य और हर्ष उन्होने प्रगट किया + अ्रणुत्रत आन्दोलन के विषय में 
भी वार्तालाप हुआ | राष्ट्रपति जी ने कहा--मैंने तो उस दिन सभा में 
भी कहा था कि मै समर्थक का पद लेना चाहूँगा । 

इस प्रकार अनेक विषयो पर बड़ा महत्त्वपूर्ण चार्तालाप हुआ । 


मन्थन (३३) 
क्रांस के राजदूत के साथ 
'भुला दो ओर ज्ञमा करो? को महत्वपूर्ं भावना 


ता० ५ जनवरी १६५७ को सायंकाल फ्रांस के राजदूत ल-कोम्त 
स्तानिस्लास श्रोस्त्रोराग अपने सहोदर सहित शआ्ाचार्य श्री के पास श्राये । 
उन्होने भ्रपन्री स्मृति को ताजा करते हुये कहा--पाँच वर्ष पूर्व से श्रापसे 
सिला था। श्राचार्य श्री ने उन्हें श्रणुत्रत आन्दोलन का परिचय देते हुये 
कहा--यद्यपि हम जेन है पर आन्दोलन के नियस पूर्णतः असाम्प्रदायिक 
हैं। नियम सर्वजनोपयोगी हैं । श्रान्दोलन ने जन जीवन को काफी 
भकझोरा है। विचारों की हृष्टि से तो वह लगभग भारत व्यापी हो 
जुका है पर में चाहता हूँ कि विदेशों में भो इससे लाभ लिया जाय । ये 
नियम वहाँ के लिये भी लाभ्प्रद हैं, ऐसा मे सोचता हूँ । हस चाहते 
हैं कि भारत की तरह श्रत्य देश भी इसमे सम्मिलित हों, और यह्‌ काम 
आप लोगो के द्वारा संभव हो सकता है । 

इसरी बात है--संसार में सहिष्णुता और सदभावना अ्रधिकाधिक 
बढ़े, इसलिये हमने एक 'ित्री दिवस! का भी झायोजन किया, जिसका 


( २५७ ) 


उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया था। हम सोचते हैं कि यह दिये 
इझन्तर्राष्ट्रीय कप से मनाया जाए ताकि श्रापस के संबंधों मे पवित्रता 
पैदा हो सके । 

राजदूत--मंत्री की भावना को उत्तेजित करने के क्‍या उपाय हैं ? 

भ्राचार्य श्री --इसका एक मात्र उपाय है 'फ़ारगेट ऐंड फारमिवँ 
(भुला दो भौर क्षमा करो)--के सिद्धान्त को जीवन से उतारना। हम 
भौरो को भूलों को भुज़ा दें तथा श्रपनी भूलो के लिये झौरो से क्षमा 
भाँगें। यदि यह भावना बलवती वन जाय तो काफी तनाव सिट सकते 
हैं। एक दिन की भावता का प्रसार भी काफी काम करेगा, ऐसा सेरा 
विश्वास है। हम इसको श्रन्तर्राष्ट्रीय रूप देना चाहते हैं। श्राप बताइये 
कि एक दिन कौनसा रखा जाए, जो सभी देझ्षो के लिये श्रनुकूल हो सके । 

राजदूत--कोई भी एक दिन निर्धारित किया जा सकता है पर मेरे 
विचार से इसरो के मतो का विश्विष्ट दिन नहीं होना चाहिये । फ्योकि 
ऐसा करने से उसमे साम्प्रदायिकता की बृ्‌ श्राजाती है । स्मृति फी दृष्टि 
से एक जनवरो सर्च श्रेष्ठ है 

श्राचार्य श्री--भ्रभी यूनेस्को के डायरेफ्टर जनरल डा० लूथर इवेन्स 
में भी इस विषय में भ्रपनी श्रभिरुचि दिखाई भ्रौर उन्होंने कहा था कि 
वे इस पर विचार फरेंगे । हम चाहते ये कि समस्त विदेशी राजदूतों व 
प्रन्थ श्रधिकारियो के बीच हम इस भावना को रखें भौर इसको महत्ता 
से उन्हें परिचित करायें। श्राप श्रपने इप्टमित्री फो इसको पूर्ण जानकारों 
देने का प्रयत्त करें। 

राजदूत--हाँ, जो लोग इसमे रुचि रखते हैं तथा जिन पर मेरा 
विश्वास है, उनसे में श्रवश्य कहूँगा श्रपती निजी हैसियत से अपने देश 
में इसका प्रसार करने का प्रयत्व करूँगा । 

समय थोड़ा था। उन्हें जल्दी जाना था। उन्हें कलात्मक चीजें तथा 
सृक्ष्म लेखत-पत्र दिखाया गया, जिन्हें उन्होंने काफी गौर से देखा और 
कला को बारोकियों से युक्त इन चीज़ो को देख वे बड़े प्रसन्‍्तर हुए। 





बिड़लाजो से वार्तालाप 


सेठ जुगलकिशोर जी आचार्य श्री से बातचीत करने आये । अनेक 
धामिक, दाशंनिक श्रौर अनुभूत विषयो पर बात हुई। 
. उन्होने आचार्य श्री से पूछा--क्या आपको लगता है कि भारत का 
उज्ज्वल भविष्य आने वाला है ? 
श्राचार्य श्री ने हृढ़ता के साथ फहा--हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 
आने वाले भारत के दिन उजले होगे । अपने दिल्‍ली प्रवास के समय राष्ट्र- 
पति और पडित नेहरू से लेकर श्रनेक मामूली मजदूरों से मिलकर में अपने 
सन में ऐसा अनुभव करता हूँ कि जसे सभी नैतिकता के प्रति निष्ठा 
को भावना व्यक्त करते हैं। अगर यह भावना कुछ स्थायो हो सकी और 


( २५६ ) 


हम भी लोगों को श्रपना सहयोग देते रहे तो ताज्जुब नहँ है कि भारत 
एक नई करवट ले ले। पंडित जी में भी इधर दो तीव बार मिलते से 
“मुझे अन्तर लगता है। वे उत्तरोत्तर मस्भीर बनते ज। रहे हैं। जैन साधुओं 
के आ्राचार-व्यवह्यर को जानकर बिड़ला जी कहने लगे--सुझे विश्वास है 
“कि जैनी साधुझो मे €० प्रतिशत साधक है। पर हमारे साधुओं की स्थिति 
इससे उल्टी है, हालाँकि हिन्दुओं मे भी कोई साधक नहीं है, ऐसी बात 
नहीं है। पर उनसे कस सिलेगे । उनकी संख्या १० प्रतिशत से अधिक 
“नही होगी, ६० प्रतिशत ढोगी हैं। 
मैं चाहता हैँ, दिल्‍ली को आप प्पनता कार्य केन्द्र बनायें । वहाँ से 
सारे भारतवर्ष मे श्राध्यात्मिकता की चेतना फूँके । 
पंडित जी से श्राप दो-तीन बार मिले, यह बड़े हर्ष की बात है। 
वे तो ऐसे श्रादमी हैं, जो घर्म की बात सुनते ही चिढ़ जाते है। आप 
संभव हो तो उनसे और मिलिये । श्रगर आपने एक जवाहरलाल जी को 
“आध्यात्मिकता की झोर अग्रसर कर दिया तो बहुत बड़ा कास कर लेगे । 
इस प्रकार यह वार्ता-प्संग बहुत सुन्दर रहा । 


२ 
झाटोग्राफ़ का रूप 


आचार्य श्री विद्याथियो मे प्रवचन कर बाहर श्रा रहे थे। कई 
विद्यार्थी श्राचार्य श्री का आरटोग्राफ लेने को उत्सुक खड़े थे। पेन्सिल और 
“किताब देते हुये विद्याथियों ने कहा--आप इससें अपना हस्ताक्षर कर 
दीजिये । 
आचार्य श्री ने मुस्कराते हुये कहा--देखो बच्चो * मैंने जो बाते 
“आज कही हैं, उन्हें जीवन से उतारने का प्रयास करो १ वही हमारा 
नसच्चा आदोप्वाफ होगा । ऐसे हस्ताक्षरों से क्या होगा । बच्चो ने देखा 
इस छोटी सी बात के पीछे श्राचार्य जी का कसा गूढ़ उपदेश है । 


( २६० ) 
३ 
अध्यापक बनाम विद्यार्थी 


पिलानी बालिका विद्यापीठ से प्रवचन कर आचार्य श्री श्रा हीं रहें 
थे कि एक परिचित विद्यार्थों श्राचार्य श्री से पूछने लगा--अ्रब श्राप का, 
आगे का क्‍या कार्यक्रम है ? 

आ्राचायय श्री नें कहा--श्रब तो ४-१४ बजे प्रोफेसरों की एक सभाः 
में प्रवचन है। 

उसने हँसते हुये कहा--तब तो हम भी उसमें सम्मिलित हो सकेगे 
क्‍यों कि आ्ाज प्रातःकाल प्रवचन में श्रापनें हम विद्यार्थियों को वास्तविक 
प्रोफेसर कहा था, क्यो सही है न ? 

आांचाये श्री ने सस्सित उत्तर दिया--पर तब तो वह प्रोफेसरों की 
सभा नहीं रहेगी । फिर तो प्रोफेसर ही विद्यार्थी बन जायेगे । तब वहाँ 
तुम्हारे श्राने का प्रइव नहीं रहता । वह हँस कर प्रणाम करके चला 
दिया । 


है. 
परों में पीड़ा है क्या ? 


सेठ न गलकिश्ञोरजी विड़ला गांव के बाहर तक आचार्य श्री को' 
विदा करने आये । रास्तेप्मे वे बाते करते जा रहे थे । श्राचार्य श्री को 
बार-बार रुकना पड़ता था। ८-१० बार ऐसा हुआ्ना। 

बिड़लाजी ने सोचा--श्राचार्य श्री के पैरों मे पोड़ा है, श्रतः वे ठहर 
ठहर कर चल रहे हैं। उन्होंने पुछा--श्रापके पेरो मे पीड़ा है क्या ? 

आचार्य श्री ने कहा--नहीं, पीड़ा नहीं हैं। हमारा यह निग्रम है 
के हम चलते समय बात नहीं करते । श्रतः मुझे ठहरना पड़ता है । वे 
कहने लगे--तब तो आपको बहुत कष्ठ होता है । मुझे भी श्रापसे. चलते 
समय बात नहीं करनी चाहिये । 


( २६१ ) 


न 
सें उपवास करूंगा 


उस दिन उयाकाल में ही कुछ ऐसा पश्त्म-प्रेरक प्रसंग आया, 
जिसकी कोई कल्पना भी नहीं थी। सदा की भांति श्राचार्ये श्री छोटे 
साबुओं को अव्ययन करा रहे थे । अपने व्यस्त कार्यक्रम में शिष्यो के 
अव्यापन को आप कितना महत्व देते हैं, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। 
अध्ययन में “शात्त चुवारस” नामक ग्रन्थ के पहले ही इलोक में एक 
इब्द आया--“अ्म्भोधर 

झाचार्य श्री दव्द की व्युत्पत्ति, समास, अर्थ आदि को पूरी छानवीन 
करने लगे । उन सावुओझों से चह न हो सका तो उनसे बड़े 
सावुझों को बुलाया गया। उनमे से किसी ने कुछ बताया किसी 
नें कुछ। उन्होंने अर्य बता दिया। समास बताया--अ्रम्भ-घरतीति 
अम्भोवर:, द्वितीया तत्‌ पुरुष । “श्रीतादिमि:” सूत्र से सिद्ध किया। पर 
उनका यह प्रयास गलत था। 

झाचार्य श्री ने कहा--सुरे श्राश नहीं थी कि तुम लोगों मे इतनी 
'पोल है । 

अब उन से भी बड़े सावुओं की वारी राई श्राचार्ये श्री कहने लगे--- 
उन्हें क्या बुलायें । वे तो शायद बता देंगे । उन्हें भी बुलाया गया। वे 
भी ठोक-ठीक नहीं बता सके ॥ 

आचार्य श्री ने कहा---सभी एक सा बताते हैं, कहीं में हो तो गलती 
'पर नहीं हूँ । 

आन्तरिक वेदना अनुभव करते हुये झाचाये श्री कहने लगें--क्या 
“सप्तम्युक्तं कृता” सूत्र से यह नहीं साथा जा सकता ? तुम में से 
किसी से भी इस सूत्र पर ध्यान नहीं दिया। में यह तो कभी कल्पना 
हो नहीं करता था कि इस प्रकार तुम सब लोग ही गलत बताओगे॥ 
क्या हमारा संस्कृत का अध्ययन यही है ? एक छोटा सा भी शब्द तुम 


( २६२ ) 


नहीं बता सके । मुभे यह देखकर चिन्ता होतो है कि संस्क्त के क्षेत्र से" 
विकास के स्थान पर ह्वास होता जारहा है। यदि यही क्रम चलता रहा" 
तो भविष्य को स्थिति श्लौर भी श्रधिक चिन्ताजनक होगी। मुझे इस 
पर दुःख है। इसके लिए तुम को दोषी कंसे ठहराऊँ ? में समभता हूँ 
इसमे मेरी ही गलती है। श्रतः मुझे श्रपना श्ात्म-शोधन करना चाहिये । 

और इसके लिये मुझे एक उपवास करना पडेगा। सब श्रवाक्‌ रह गये । 

सबने निवेदन भी किया कि यह तो हमारी ही गलती है। श्राप उपवास” 
क्यो करें ? हम श्रपनी कमजोरी सुधारने की कोशिश्ञ करेंगे । पर आचार्य 
श्री ने उसे स्वीकार नहीं किया । 

हि 


एक घटना 


नारायण गाँव को बात है। एक सर्वथा श्रपरिचित व्यक्ति श्राचार्य' 
श्री के पास आया और अपनी वात घुनाने लगा--शआचार्य जी ! श्राजः 
से सात दिन पहले मेरे मन में बहुत बेचनी थी । रास्ता नहीं मिल रहा 
था। रात को कुछ भारी मन से सो गया। मुझे योग की तरफ- 
बचपन से ही रुचि रही है और उसकी खोज मे मैं बहुत से योगियो से 
भी सिला था। पर मुझे पुरा सन्‍्तोष नहीं हुआ । यहाँ से सिन्ध से 
शरणार्थो होकर आया हूँ । घर पर मै श्नौर मेरी माताजी के सिवाय शोर 
कोई नहीं है । माताजी को छोडकर जगल मे जाना सुभ्ते उचित नहीं लगा,- 
और यहाँ घर में मेरा मन नहीं लगता था। भेरे मन मे यह द्वन्द् चल 
रहा था। स्वप्न मे मुझे मेरे गुरु दिखाई दिये। उन्होने मुझसे कहा-- तुम 
चिन्ता क्‍यों करते हो । आज से सात दिन बाद यहाँ पर एक आचार्ये 
श्रायेंगे, वे तुम्हें रास्ता दिखायेगे । उन्होने सुझे जो श्राकार-प्रकार बताया 
वह सारा आप सें मिलता है। मेरे भाग्य से श्राप पधार गये । श्रापके 
दर्शन से मुझे इतनी आात्म-शक्ति मिली कि उसे में शब्दों से नहीं बता 
सकता । फिर वह श्राचार्य श्री को अपने घर ले गया । 


( २६३ ) 


आखिर आचार्य श्री नें जब चहाँ से विहार किया तो वह इतना: 
रोया कि वह एक शब्द भी नहीं फह सका । 
कुछ दिन बाद उससे श्राचार्य श्री को एक पत्र लिखा । उसमे अपने 
हृदय के भावो को उडेल दिया । 
छ 


पानो भर रहा था 

आतचाय॑ श्री जैगणियाँ गाँव मे पघारे । दोपहर का समय था। पाँच- 
चार फोपड़ियों मे साधु श्रलग-अ्लग ठहरे हुये थे। लू चल रही थी । 
पानी भी थोड़ा ही मिला था। आचाय॑ श्री के पास सठकी (घड़े) में पानी 
पड़ा था। पास मे बेठे हुये एक साथुं से कहा--पानी को व्यर्थ क्‍यों 
जाने देते हो ? उसने कोशिश को । पर टपक-टपक कर चूने वाले पानी 
को कैसे बचाया जा सकता था। सटकी एक पढ़्ठे पर छोटे-छोटे पत्थरों 
पर रखी हुई थी। उसके नीचे कल्प की टोक्सी रखने की चेष्टा की,- 
पर वह भी नहीं हो सका, तो आचार्य श्री ने सुकाया--जहाँ पानी 
टपकता है, वहाँ एक कपड़ा रख दो । पानी कपड़े मे से होकर नीचे पात्र 
में आ जायेगा । ऐसा ही किया गया। - 

शाम तक पात्र सें लगभग आधा सेर पानी भर गया। वह पानी 
काम में ले लिया गया । 

पर पानी को काम में लेने से भी श्रधिक सनन्‍्तोण इस वात का था 
कि इस सुक्म दृष्टि से कितना पानी बचाया जा सकता है। 

य् 
धर्स या पाप 

एक ६-७ वर्ष का बच्चा दौड़ा-दौड़ा आया और शाचार्य श्री से 
पूछने लगा--महाराज, माता-पिता की सेवा में पाप होता है या धर्म ? 
इतने में एक और व्यक्ति भी कुछ बातचीत करने श्राये । पर एक ओर 
बैठ गये । आचार्य श्री' ने पहले बच्चे के. प्रइन को प्रसुखता दी । कहने 


( २६४ ) 


लगे-माता-पिता की धार्मिक सेवा में धर्म और सांसारिक सेवा 
में सांसारिक धर्म । उसे जैसे समाधान सिल गया । 

आचार्य श्री ने कहा--तो बताओ, यह प्रवन तुमको किसने सुर्काया ? 
उसने सारा भेद खोलते हुये कहा कि अमुक व्यक्ति ने सुस्ते आप से यह 
प्रइन पुछते को कहा था। श्राचार्य श्री कहने लगे--देखो, लोग बच्चों 
के दिलो से साम्प्रदायिकता का कैसा विष भर देते हैं ? नहीं तो भला 
इन्हें ऐसे प्रइतों से क्या सरोकार ? 

& 


इलायची की भेंठ 


श्राचाय श्री “अस्थल भोर” (रोहतक के पास) पधारे। वहाँ के 
मह॒न्तजी इलायची लिये वहाँ आये | उन्होंने कहा--मैने श्रापका नाम तथा 
आपके कार्यो को बहुत प्रशंसा छुनी थी। इच्छा थी आप से मिलूँ। श्राज 
मिलता हुआ है। यह मेरी भेंढ (इलायची को चरणों मे रखते हुये) 
स्वीकार करें। 

आचार्य श्री ने कहा--ये सजीव हैं। इनको छुना हमारी सर्यादा 
के विपरीत है । इत्तरी बात यह है कि हम भेंद नही लेते ॥ 


१० 
एक प्ररन 
एक भाई ने पूछा--श्राप श्रणुत्रतों के प्रवर्तेक कंसे हैं ? 
प्राचार्य श्री नें कहा--नहीं भाई, मैं अणुव्नतों का प्रवर्तक तो नहीं 


हैं। अणुन्नत श्रनादि काल से चले झा रहे हैं। पर मैं वर्तमान अमुव्रत- 
आन्दोलन का प्रवर्तेक श्रवर्य हूँ । सब लोग हूँसने लगे 4 


( २६५ ) 


११ 
एक बालक 


श्रणुत्रत-नियमावली में अ्रहिसा भ्रणुत्रत का एक नियम यह है कि-- 
रेशम आदि क्मि हिंसाजन्य वस्त्र नहीं पहलूँगा। इस विषय को आचार्य 
श्री ने खूब स्पष्ट किया। प्रवचन को प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुत से 
लोग आगे आये श्रीर इन प्राणि संहारक विधियों का प्रत्यास्यान करने 
लगे। शाम को एक छोठा सा बच्चा आया और कहने लगा--समुझे 
जीवित जानवर के चमड़े के उपयोग का प्रत्यास्यातव करा दीजिये। 
श्राचार्य श्री ने पूछा--क्यों ? वह कहने लगा--श्राज सेनें प्रवचन 
सुन्रा था। मुझे घृणा हो गई कि हमारे लिये ये जीवित जानवर फंसे 
भारे जायें । 

आचार्य थी से पुछा--कितने दिनो तक ? उसने कहा--जीवन 
भर। 

आचार्य श्री नें कह--यह बहुत होता है ॥ उसने उस्ती हृढ़ता से 
कहा --नहीं महाराज ! में पूरी हढ़ता से निभाऊँगा । इस घटना से पता 
चलता है कि बालकों मे ये संस्कार सहज ही भरे जा सकते हैं। 


श्र 
तक समाप्त हो गया 

अ्रन्तरंग श्रधिवेदान में विशिष्ट श्रणुक्षती के छठे नियम---+एक 
लाख से अधिक पूंजी नही रखूँगा” पर बहस चल रही थी १ कई लोग 
कहते थे--घह नियम रहना चाहिये और कई कहते थे, नहीं रहना 
चाहिये। अणुकश्तत समिति के श्रध्यक्ष श्री पारस जेच ने कहा--अणुन्रत 
तो भावनायुलक है, फिर,इसमे इस नियम की क्‍या आवश्यकता है? 
और इसका सतलब तो यह हुआ कि एक ज्लाख से अधिक पूँजी चाला तो 
भ्रणुत्रती बन ही नहीं सकता । 


पे $ 
ना बोर 


( २६६ ) 


शाचार्य श्री ने मुस्कराते हुये कहा--तुम झ्रभी इतनी चिन्ता क्‍यों 
करते हो ? पहले बो-चार करोडपतियो को विश्िष्ठ श्रणुत्रतोी बनने के 
लिये प्रेरित तो करो । फिर मै देखूँगा कि वे अ्रणुत्रती बन सकते हैं या 


नहीं ? 
हँसते हँसते उनका तक समाप्त हो गया । 
श्३े 
दो कवृतर' । 


तीसरे प्रहर बाचन के समय आचार श्री की दृष्टि सहसा ऊपर 
देठे हुये दो कबूतरों पर पड़ी । इधर से उघर उड़ते पक्षियों को देखकर॑” 
बाचार्य श्री ने कहा--इनका भी कोई जीवन है ? त कोई काम और न॑ 
कोई प्रयोजन । आगे उनका निर्देश था--वे सनुष्य जो बिना प्रयोजन 
इधर उधर दौड़ धूप करते हैं श्रौर न जिनका कोई अध्ययत्त और चितन 
है--उनका जीवन कंसे बीतता होगा ? 

मनुष्य जीता है प्रकृति से । खाने पीने की चीजें गोण है। हम खाते 
हैं तो बस प्रकृति की सहायता के लिये । झ्रतः सनृष्य का भोजन ज्यादा 
घी, दूध, और गरिष्ठ व स्वादिष्ट चीजों वालय हो, यह श्रावदयक नहों 
है । साधारण भोजन से हमारा काम चल सकता है १ मनुष्य सनुष्य कौ 
प्रकृति भिन्‍न होती है । श्रतः उसे ऐसी चीजों से जरूर बचना पड़ता है, 
जो उसके प्रतिकूल हो। प्रतिकूल का निराकरण हो जाने पर अनुकूल 
स्वय शेष रह जाता है। भोजन यदि ज्यादा भारी और बहुमूल्य न हो, 
तो भी जीवन-शक्ति में कमी नहीं श्राने वालो है।.. 


केवल फोटो चाहिये 
५. आज सांय पंचमी समिति पधांरते वक्त सड़क पर एक यूरोपियत 
झाया और फोटो लेने लगा'। आचार्य श्री अपने ध्यान मे थे, आगे 
निकल गये । वह फोटो नही ले सका । 


( २६७ ) 


आगे फाड़ी में जाकर सारे साधु अलग अश्रलग चले गये । पीछे से 
आचार श्री अकेले ये और जगह की एबशा कर रहे थे कि अचानक वह 
गूरोपियन केसरा लिये सीधा श्राचार्य श्री के पास पहुँच गया । श्राचार्य 
श्री ने उससे पुछा--भाई कौन हो तुम ? पात्त में ही श्री दुलीचन्दजी 
स्वामी ये। उन्होंने देखा--कोई चया सा श्रादमी श्राचार्य श्री के पास 
खड़ा है। वे रूट से दौड़कर आये । उन्हें देखते हो वह गूरोपियन कुछ 
डरा । उसने देखा कि ये मुझे पीढेंगे । अतः: डरकर वबोला--मैंने और 
कुछ नहीं किया है। केवल फोटो लिया है । में वेल्नियम का रहने वाला 
हूं । मैंने श्राप जँसे साधु पहले कभी नहीं देखें ये । अतः फोटो लेदे 
की इच्छा हुई, क्षमा करें । धन्यवाद कह वह वहाँ से चला गया । 


श्ध्‌ 
बालक की जिज्ञासा 


पास के एक छज्जे पर कुछ कबृतर बँठे थे । उन्हें देखकर एक 
बच्चे ने झट से प्रन्‍द किया--क्या ये कबूतर आपके पाले हुये हैं ? 

श्राचार्य श्रो ने कहा-- नहीं, साथु कबृतरों को कभी नहीं पालते । 

तो ये यहाँ क्यो बैठे हैं ?---बच्चे ने पूछा । 

शाताय क्री---श्रगर कोई जानवर श्राजाये तो हम उसे वापस उड़ा 
तो सकते नहीं । झतः ये यहाँ बंठे हैं 

इतने में कबूतर उड़ गये । 

बच्चे ने हाथ ऊपर फर कहा--वे उड़ गये, वे उड़ गये । 

आचार्य श्री ने कहः--हमने तो नहीं उड़ाये थे न । हम न तो किसी 
को पालते हैं श्रौर न किसी को उड़े हैं । 

वालक--हाँ, हाँ कहता हुआ वहीं बेठ गया । 

एक छोटे से बच्चे श्रोर श्राचार्य प्रवर का चार्तालाप दहाँत के 
कितने गहन तत्व को स्पर्श करता है । 


( र६ृ८ ) 


” जो शानन्द स्वयं आचार्य श्री-ओऔर नि३छल बच्चे में बह रहा था, 
उससे आ्रास पास बैठे हुये लोग भी प्रवाहित- हुये बिना" नहीं रहे । 
| क; १ न्‍ < 
झल्लाह ने भी श्रनुमति दे. दी 
० * बह सुंसलसान था। अवस्था लगभग ६५ वर्ष की होगी ॥ सफेद 
वाढ़ी, गोरा- चेहरा, बड़ी बडी आँखो से उसका व्यक्तित्व बाहर भाँक 
रहां था । हे 
* बह आचार्य श्री के पास श्राया । अणुत्रतों को बात ज्ल पड़ी +- 
नियम सुनाये गये । आँचार्य श्री ने पुछा--अ्रणुन्नती बनोगे *, 
उसने कहा--मै खुदा से पुरछंगा । उसकी श्राज्ञा हुई तो श्रवश्य 
अ्रणुत्नती बनूँगा । 
यह कह वह सकान की ऊँची छत पर'गय.” और लगा खुदा को 
पुकारने । जोर जोर से चिल्लाया | सन ही मन कुछ गुनगुनाने लगा। 
कुछ हो क्षणों बांद.वह अतीव प्रसन्न हो, श्राचार्य श्री के-पास आया और 
कहने लगा---ओचार्य जी ! खुदा ने भो अनुमति दे दी है । में अणुत्रती 
बनूँगा । क्या आ्रापका इसमें सहयोग मिलेगा ? 
आचार्य--हाँ, श्राध्यात्मिक कार्यो मे हमारा सहयोग रहता ही है । 
मुसलमान---भ्रापका यहाँ नुमाइनदा कौन है ? 
मृत्रि महेद्दजी की ओर इशारा करते हुये आचार्य श्री ने-कहा-- 
ये हमारे नुसाइनदा हैं। इनसे श्राप समय ससय पर बातचीत कर 
सकते है। ' 
वह बुडढा मुसलसान कहने लगा--सेरे लिये कोई कार्य हो तो 
फरमाइये । 
आचार्य श्री ने कहा--छुमको कम से कम्त १०- ससलसान अणकब्ती 
बनाने होगे 4 
हढ़तापुर्वेक उसने यह संकल्प किया कि वह ऐसा करेया । 


( रह 
श्छ- -. 
भ्रन्तिम दर्शन की प्रतीक्षा 
एक बहिन श्रपने जीवन की भ्रतिम घड़ियों में प्रतीक्षा कर रही थी 
कि कब झाचाय श्री के वंशंत हों और पह अपने इस शरीर से मुक्त हो। 
नहीं तो भला यह क्षीण-सा श्रस्थिप्रंज़र.क्या ३६-दिवो तकू ब्रिता, खाये- 
पीधे रह सकता था ? आचार्थ श्री पधारे.। प्रवचन हुआ। प्रवचन समाप्त 
होते ही आचार्य श्री ने कहा--चलो सथारे वाली बहिन को वर्शन दे 
आयें । घप काफो चढ़ चुकी थी । “बाल्‌ में पर भी जलते थे 3 अ्रतः पास 
में खड़े भाई ने कहा--अभी गरमी बहुत है, फिर शाम. के . समय पंचमी 
से आते वक्त दर्दोन -दीजियेगा। आचायें श्री नें कहा->नहों, अ्रभी ही 
जाना. है । आयु का कया भरोसा | उसका घर काफी दूर था .। दहोंन 
देकर स्थान पर भ्रये । और थोड़ी:देर मे सुता-बहिन ने सदा के लिये 
आँखें मूंद ली.। आचायें श्री श्रभी उसे दर्शन देने नहीं जाते, तो क्या 
बहिन अपनी श्ज्ञात आशा के भार से अपने देह को शान्तिपुर्वक छोड़ 
सकती ? न्‍ 
श्द 
अनुशासन की कठोरता 


दिल्‍ली से सरवदारशहर लौठते हुए वर्षा के कारण बहादुरगढ़ में 
सारा संघ रुक गया था। आगे जाना संभव न हो सका | श्रष्ठसी का 
दिन था। पर कुछ साथु भूल से बिगय ले आ्राये । आचायें श्री ने उन्हें 
कड़ा उलाहना देते हुये कहा--“आ्राज श्रष्ठसी, है, यह तुम लोगों को 
ध्यान क्यों नहीं रहा प माना तुम रास्ते चलते हो, वर्षा, के कारण, आहार 
थोड़ा आते की संभावना हो सकती है, पर मिश्स नियम है। उसे ऐसे 
तोड़ा नहीं जा सकता। शअ्रलग विचरतने वाले साध-साध्वी भी तो इसे 
निभाते हैं । तुम्हारी असुविधायें उन्हें भी हो सकती हैं । 


( २७० ) 


इस बात में छिपी हुई श्रनुशासत की कर्चव्यता श्रौर नियम की” 
झटलता की सहज ही श्रांका जा सकता है । 


१६ 
कार्यनिष्ठा का एक उदाहरण 


शाचारय प्रवर सब्जीं सण्डी कठौतिया भवन में विराज रहे थे । एक 
दिन प्रातःकाल मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी से फहा--तई दिल्‍ली दूर त्तो 
बहुत है पर कुछ भ्रावश्यक कार्य है चले जाश्रो । प्रातःकालीन झाहार 
वहीं कर लेना व सायंकालीन यहाँ भ्राकर कर लेना । मुनि श्री महेख- 
कुमार जी चले गये । सायंकालीन श्राहदर के समय तक वापस नहीं 
पहुंचे । श्राचार्य श्री को चिता हुई । बह सायंकालीन श्लाहर न कर 
सकेगा । सूर्यास्त के साथ साथ मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी सदर, पहाड़गंज, 
नई दिल्‍ली, दरियागंज, चाँदनी चौक श्रादि में २० भील का दौरा कर 
सब्जी सण्डी पहुँचे। श्राचार्य भ्री ने पूछा सबेरे तो श्राहार कर लिया, 
होगा ? सुनि श्री महेन्द्र कुमार जी ने कहा---कैवल एक कवल | श्राचार्य 
श्री ने कहा यह कंसे ? उन्होंने कहा--श्राहार के प्रयत्त करता, इतना 
समय नहीं था । सहज रूप से किसी भक्त के यहाँ इतना ही प्रसाद मुझे 
सिला । श्राचार्य श्री ने उपस्थित श्रन्य साधुश्रो व कार्यकर्ताओं से कहा-- 
कार्य निष्ठा इसी को कहते हैं।॥ काम की धुन से २० मील का विहार व” 
कवलाहारी ब्रत भनुष्य को पीड़ाकारक नहीं होता । युवक साधुओं के 
लिये यह एक अनुकरणीय उदाहरण है । देहली के कार्यक्रम में महेख का 
परिश्रम मौलिक रहर है। केवल आज के श्रनूठे उदाहरण के लिए में इसे 
५१ “परिष्ठापन” पारितोषिक रूप मे देता हूँ । श्राचार्य श्री का वात्सल्य 
ऐसे प्रसंगो पर बहुत बार निल्लर जाया करता है आर युवक साधुओ को” 
कार्यनिष्ठा की एक अद्भुत प्रेरणा दिया करता है । 





परिशिष्ट २ 


एक हृष्टि में 


संत प्रवर श्राचाय श्री तुलसी गणी की सरदार शहर से दिल्‍ली आने 
और दिल्‍ली से पिलानी होते हुए सरदार शहर लौठने की चार सौ 
सील की धर्म यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है । उसका कुछ विवरण 
आक्कथन से दिया गया है। यहाँ एक दृष्टि मे उसकी जानकारी दी जा 


रही है । 
१६ नवस्थर ५६-- सरवार शहर से उड़सर, मेलूसर 
रण कर -- टोगास, वूचास 
र्१ +» -- तारानगर, जिक्साणा 
रर२ » --+ चाँगलो, शाहू लपुर, राजगढ़ 
रे » -- राषप्रामठई, बहेल 


रे ,, -- जोवरा, देवराला, केरू 


श्श 
२६ 
२७ 
श्८ 
२६ 


4) 


) 


( २७२ ) 


-- कसूँबी, सिवात्ती 

-- सरक, लाली 

-- जाट कॉलिज, (रोहतक) कलाउड 
-- रोहध, बहाडुरगढ़ 

-- नांगलोई, करोल बाग दिल्ली 


सरदार शहर से करोल बाग (दिल्लो) तक १६१ मोल के 
सार्ग ११ दिन में २५ बिहार करके तय किया. गया । 


दिल्लो भें 


३० नवम्बर --- बौद्ध मोष्ठी मे भाषण 
१ “दिसम्बर ५६-- संसद क्लब -में प्रवचन, राष्ट्र कवि गप्त जी 


गो 


| 


47 


५ 


श्रीमती सावित्री, निगम, युनेस्को के श्री एल- 
विरा श्रादि से मुलाकात, प्रेस सस्मेलन, जेन 
गोष्ठी में प्रवचन 

““ अ्रणुत्रत गोष्ठी, राष्ट्रपति भवन मे समारोह, 
दलाईलामा से भेंट 

“- श्रणुत्रत गोष्ठी 

-- श्रणुव्रत् गोष्ठी 

-- भाडन स्कूल में; बौद्ध सिक्षुओं, मॉरल रिश्लार्मा- 
मेण्ट के प्रतिनिधियों, “इंडियन एक्सप्रेस' के श्री 
चमनलाल सुरी के साथ भेंट 

-- श्री सोरार जी देसाई श्रौर रा्जाष टंडन जी के 
सत्य मुलाकात 

-- भ्रवचन, श्रोसती दिनेशनंदनी, श्रोमती मदालसा, 
जर्भन सज्जनो और एक अमेरिकन महिला से 
मुलाकात डे 

-- भधान मंत्री श्री नेहरू की भुलाकात 


१० 
११ 
श्२्‌ 


श्३े 


श्ढ 


श्र 


१६ 


१७ 


श्६ 


२१ 


7 


2 


23 


(0५ 


| 


( २७३ ) 


-- पहुंडगंज मे प्रवचन, श्री अज्योक सेहता, भी 
उपाध्याय और श्री गुलजारीलाल नन्दा के साथ 
भेंट 


/ -- प्रवचन, श्री महेन्द्रमोहन चौघरीके साथ भेंट 


--समॉडर्न हायर सेकेण्डरी स्कूल मे प्रवचन 

-- प्रवचन, श्री सरकार, श्रीमती मुकुल भुखर्जी, 
श्री कृष्ण दवे शौर श्री रामेबवरन से गेंद 

-- प्रवचन, राष्ट्रीय चरित्र मुलक श्रणुत्रत सप्ताह 
का उद्घाटन, श्री गुलजारीलाल नत्दा श्र 
जर्मन जिज्ञासुओ के साथ चर्चा 

-- अ्रणुत्रत सप्ताह का दूसरा दिल, श्रमेरिकन सहि- 
लाओ की सेंठ 

-- " अ्रणुत्रत् सप्ताह का तीसरा दिन, उपराष्ट्रपति 
ओऔर स्टेट्समेन के ग्युज एडीटर को भेंट 

-- सप्ताह का चौथा दिन, हरिजन बस्ती से, लोक- 
सभा के शध्रध्यक्ष के साथ चर्चा चार्ता 

--सप्ताहु का पाँचवाँ दिन--जेल मे, राष्ट्रपति के 
निजी सचिव श्री विइवनाथ दरार्मा से भेंट 

-- प्रदचन, सप्ताह का छठा दिन-महिलाशो मे भाषण, 
श्रो एन० सी० चटर्जी और श्री देह पाडे से भेंट 

--- मिनर्वा में प्रवचन, सप्ताह का सातवाँ दिन,--- 
विक्रीकर कार्यालय झौर वार ऐसोसिएदन मे, 
राजस्थान के राज्यपाल श्री गुरमुख निहालसिह 
आर परराष्ट्रमंत्री डा० सेयद महमृद के साथ 
चर्चा 

-- व्यापारियों मे भाषण 

-- प्रवचन, “हिन्दुस्तान टाइम्स” के संपादक श्रो 


( रछढ ) 


दुर्गादाम, भारत-सेवक सम्राज के श्री च(दीवाला 
और राष्ट्रकवि तथा उनके भाई श्री सियाराम- 
शरण के साथ चर्चा 


२२ , “-+ काल्डिह्पुशत क्लब में चुनावशुद्धि सम्बन्धो 
आयोजन 
श३-२७ » 7-7 विविध आयोजन और अनेक सुलाकातें 
श्थ » -- प्रवचन, सस्कृति के रूप के सम्बन्धमे चर्चा 
२६४ + - श्री राम इडस्ट्रियल रिप्र्च इस्डिट्यूट श्रौर 


भारत सेवक सम्राज कार्पालय मे भावण, केन्‍द्रीय 
उयश्रम सत्री श्री आविदअलो से भेंट 
३० » ौ-- राजबाट पर मंत्री विबस का विराद श्रायोजन 
'हिन्दुस्ताव टाइस्स' के सम्पादक श्री दुर्गादास 
की दूसरी मुलाकात 
१ जतवरी ५७ काठोतिपा भवन में सस्कृत गोष्डी 


डे» -- साहित्योरोष्ठी, राष्ट्रपति के साथ तीसरी बार 
चर्चा 
५ # “7 संदर बाजार मे प्रवचत, फ्रास के राजदूत से भेंट 
७ ४ “7 काठोतिया भवन से बिदाई समारोह, 
दिल्‍लो से सरदार शहर 
७ » - सब्जों मडी (दिल्ली) से फूलचन्द बाग, नागलोई 
थे » “- वहादुरगढ, सांपला 
१० » - अस्यलमोर, रोहतक 
११ » “- लाली, खरक 
१९ + “- भिवानी, लोहाणा 
१३ » -- बेरी, डायपनमा 


श्ड », -- लोहारू 


१७ ॥» थ»प 
१ ८ +»औ, एप 


श्‌ हर 7. 


२११ +५+ 5 
4 2 
२३ »भ 
श्ड ब्््र 
एर५ +भ हा 
२६ + ४“ “ 
र७छ , “7: 
लौटते हुए २०६ 
पुरा किया गया । 


( २७४ ) 


मोखा, विलाणी 

विडला मांटसेरों स्कूल से प्रवचन 

सस्कृत साहित्य गोष्डो 

बालिका विद्यापीठ, इंजीनियरिंग कालेज और 
शिवगगा कोठी में प्रवचन व भाषण 

नागरिको कौ सभा से चुनाव एवं चरित्र शुद्ध 
सम्बन्धी सार्वजनिक भाषण 

विलानी से मंधेला, कखड़ेऊ 

सलसीसर, ट्सकोर 

मोत्तीबाग, ढाढर 

चुह 

इंघवा, वालरासर 

खोबसर, पूलासर 

सरदार शहर 

मोल का मार्य १७ दिन मे २७ विहार करके 


